दक्षिण के सत 


[जीवनी-संग्रह ] 


पहला भाग 


प्रकाशक 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
मद्रास 





हिन्दी प्रचार पुस्तकमाला, पुष्प-297 
प्रथम संस्करण 


मई, 972 
2 


(सर्वाधिकार स्वरशक्षित) 


दास, रु, 4--50 


. 0. 7२०. 648 





. मुंदरक: : वक्षिण भोरत प्रेस, 
 झरताबाद, हैदराबाद--4 


विषय-सूची 


() तमिलनादु ]. संत नम्मात्वार 
2, आण्टाल 
3. संत माणिक्क वाचकर 


(2) केशश 4. जगदगुर श्री शंकराचार्य 
5, मेल्पत्तूर नारायण भट्ृरतिरि 
0. भ क्तकवि पंतानम 


(3) आन्ध्र.._ 4. अन्नमाचार्यूल 
8, भक्तकवि पोतम्न 
9, मोल्ला 


(4) कर्क ]0. पसवेद्वर 


]!, अबक महादेवी 
02. श्रीमस्मध्वाचाधध 


05 
28 
43 


863 
227 


प्रकाशकीय 


स्वृतन्त्र भारत में भावात्मक एकना का संदर्शन वेच।रिक एकता के 
सहारे ही सम्भव है और इस क्षेत्र का तशक्त संत्रल है साहित्य । मानी 
हुई बात है कि साहित्यिक आदान-प्रदान द्वारा भारतीय प्रजा में आपसी 
पहचान और पारस्परिक सौजन्य बढ़ेंगे। पूज्य बापूजी द्वारा संस्थापित 
तथा संवर्धित दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का मूल ध्येय भी इसी 
आदर्श को निभाना रहा है। इसी महत्‌ उद्देश्य से दक्षिणी साहित्य माला, 
'दक्षिणी-अनुवाद साहित्य माला' आदि प्रकाशन-योजनाओं के अन्तगंत सभा 
पिछले वर्षों में कई उत्तम पुस्तक प्रकाशित कर चुकी । उक्त शृंखला 
की ताजी कडी के रूप में दक्षिण के संत' नाम से कुल 24 संतों की 
प्रमाणिक जीवनियों के दो भागों को हिन्दी प्रेमी-विज्ञ पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत करते हुये हमें हे हो रहा है । 


भारतीय संस्कृति भिन्न-भिन्न धर्मों और सम्प्रदायों को एक सूत्र में 
बांधनेवाली सामात्तिक संस्कृति है-राष्ट्रपिता गान्धी जी का यह क़ौल 
अगर सत्रमान्य माना जाय तो यह कथन भी उतना ही सत्य है कि इस 
संस्कृति के विधाता और प्रचारक देश के भक्त, संत आचाये रहे हैं । 
इन स्वत्यागी फक्रीरों, अवधूतों तथा सिद्ध-सन्यासियों की रक्‍्तहीन क्रांति की 
विश्व में कोई मिसाल नहीं मिलती है जिनका जीवन स्वयं जन-गण के 
लिये खुला ग्रंथ रहा और जिनकी सीधी सच्ची-वाणी दिमाग से अधिक 
दिल को अभिभूत करती रही है। यही कारण है कि भारतीय समाज 
में वेचारिक सुधार व परिवतेन का सही श्रेय राजपुरुषों अथवा सेनापतियों 
के बदले इन संतों की मिलता रहा है। कहुना न होगा कि स्थान और 
काल के अन्तराल के बावजूद भारतीय संतों के लक्ष्यों में अदुभूत समानता 
रही है। वह है-गतानुगतिकता से परे नूतन जीवन-दर्शन तथा सर्वे 
. मानव भाव। 


| 


प्रस्तुत जीवनी-संग्रहों में दक्षिण के चारों भाषाई प्रदेशों के सच्तों 
को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। धर्म-प्रवतेक, आचार्य और संत 
की परिभाषाओं में मत भिन्नता सम्भव है। हो सकता है कि प्रबुद्ध 
पाठकों को उक्त चयन में संत और आचार्य के मिश्रण का आभास मिले। 
साथ ही जींवन-संद्भों के प्रमाणोल्‍्लेख के साथ यत्‌किचित दंत कथाओं का 
भी समावेश होने दिया गया है। इन शास्त्रीय कसौठियों से बचकर 
उक्त जीवनियों के आस्वादन की, सहृदय पाठकों से हमारी प्रार्थना है । 
क्योंकि जीवनी महज निबन्ध अथवा समीक्षा नहीं है ॥ 


प्रस्तुत जीवनी-लेखन में दक्षिण के अनुभवी हिन्दी प्रचारकों व 
शिक्षकों का महत्वपूर्ण सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। सभा के उन सभी 
हितैषी लेखक-बन्धुओं का एतदर्थे हम हादिक आभार मानते हैं। 


प्रस्तुत जीवनी-संग्रहों को हिन्दी संसार सोत्साह अपनावे ताकि इसके 
अगले भागों के भी प्रकाशन की हमें प्रेरणा हासिल हो--यही हमारी 
प्रार्थना है। साथ ही उक्त जीवनियों की प्रामाणिकता अथवा घटना- 
वर्णन मूलक गुणी पाठकों के वाजिब सुझावों का भी स्वागत है जिनका कि 
अगले संस्करणों में सठुफ्योग सम्भव है । 


-- प्रकाशक 


-संत नम्मालवार 


“चवितचर्व॑ग' के अनुसार इतिहास में पुनरावृत्ति होती है। भारत- 
भूमि महात भक्तों, संतों, कवियों, आचार्यों की जन्म-भूमि रही है। भारत 
में भक्ति का जन्म विशेषत: दक्षिण भारत में ही हुआ । “भक्त द्राविड़ 
ऊपजी, लाये रामानन्द' अर्थात्‌ भक्ति का जन्म द्राविड़ भूमि--दक्षिण 
भारत मेंहुआ, जिसे संतवर रामानन्द उत्तर भारत ले गये। भक्ति की धारा 
दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर पहुंचते-पहुँचते चारों ओर हरभरा कर 
चकी थी | 


दक्षिण भारत में भक्ति आन्दोलन नायनमारों और आवब्ववारों के 
कारण सफल हुआ। सन्‌ ७०० ई. से आरंभ होकर, लगभग सन्‌ ९०० 
(ई. तक शव भक्त के साथ-साथ तमिद्वाडु में वैष्णव भक्ति का प्रचार 
भी होने लगा। नायनूमार जो शिव के भक्‍त थे, कुल तिरसठ थे। 
आठ्वार जो विष्णु के भक्त थे, कुछ बारह थे, जिन्होंने जनता के बीच, 
में शव भक्त के प्रचार के पूर्व ही वेष्णत भक्ति के प्रचार का आरंभ कर 
दिया था। इसका उल्लेख हमें--'तिरुमालव लिपाड', 'तोलकराप्पियम' 
कलितोगे, परिपाडल' जैसे संधकालीन के तमिढ ग्रंथों कक 
आठ्वीं-नौवीं शताब्दी में भगवान्‌ विष्णु को प्रधान मानकए/ क्षकिति करते; 


2 दक्षिण के संत 


का प्रचार वारह आठ्वारों के भक्ति-गीतों द्वारा हुआ। ये बारह 
आद्धवार १०८ वैष्णवस्थलों की महिमा का गान कर चुके हैं। इच्होंने 
प्रत्येक मंदिर में जाकर अपने मधुर संगीत द्वारा भगवान विष्णु की स्तृति 
की है। इन गीतों का संग्रह कर वालायिर दिव्य प्रबंधप” नामकरण 
किया गया है। श्री नाथमृनि ने इस “दिव्य प्रबंधभम! और उसके अर्थ 
को तमिछ-जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर पर्याप्त कीति पायी है। 


बारह आठ्ववार यों हैं--(१) पोगगेयार, (२) भूतत्ताछवार, 
(३) पेयाद्ववयार, (४) तिरुप्पाणाद्ुवार, (५) तिरुमछिश आल्वार 
(६) नम्माक्ृवार, (७) मधुर कवियाकछृवार, (८) पेरियात्धवार- 
(९) आण्डादू (१०) तिरुमंगेयाद्ववार, (११) तोंडरडिप्पोडियाल्वार, 
(१२) कुलशेखराव्ववार । इन बारह आढ्वारों में से' नम्माद्वार का 
स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । 

तमित्लनाडु में चेर, चोढ, पांडिय नामक तीन राजवंश के लोग राज्य 
करते थे | पांडिय राज्य के तिरनेलवेलीं जिले में ताम्रवर्णी नदी के तट पर 
आठ्वार तिरुनगरी, जिसे तिरुक्‍कुरुगूर भी कहते हैं, नामक एक विष्ण- 
स्थल है। इस पवित्र नगरी में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति व प्रेम 
रखनेवाले 'कारि नामक विष्णभकक्‍त थे, जो कृषक जाति के थे। इस 
विष्णुभक्त का विवाह तिरुवण्‌ परिचारम्‌ नामक पुण्य स्थल में रहनेवाले 
तिरुवाद्मार्बर नामक सज्जन की पुत्री उडेयनंगेयार्‌ से हुआ था । कारि व 
उडेयनंगैयार्‌ का वेवाहिक जीवन सुखपूर्ण था। किसी वस्तु की कमी 
नहीं थी। बस, यह एकम्रात्र कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं 
थी। संतान-हीनता ही उनके जीवन की बहुत बड़ी वेदना की बात 
थी। अंत में इस दंपति ने संतानार्थी होकर तिरुक्‍्कुरुंगडी नामक पुण्य 
स्थल में स्थित भगवान एपेरुमात्‌ की सेवा की। भगवान ने उन संता- 
नाथियों की प्रार्थना सुन ली । भगवान एंपेरुमान्‌ की कृपा से उडेयनंग्रेयार 
ने वेैशाख मास के विशाखा नक्षत्र के शुभ दिन में एक पुत्ररत्व को जन्म 
दिया । पूववं दिशा जैसे सूर्य को जन्म' देती है, वेसे ही उडेयनंगेयार ने सूर्य 
के जैसे प्रभावशाली पुत्र को जन्म दिया, ऐसा कहा जाता है। , 


संत नम्माहवार कि 


माता-फिता ने इस शिजर्‌ का नाम माश्न! रखा। इस शिशु को शठकोपन, 
कारिमारेत्‌, तम्मावद्ववार्‌ आदि नामों से भी पुकारते हैं। 


आद्वार के जन्म के पूवे ही श्री आदिशेप उस तिरुवकुरुगर के पास 
इमली के पेड का रूप ले चुके थे। आठ्ववार को भगवान विष्णु का अंश 
ही कहा जाता है। आठ्ववार का जन्म जिस पवित्र गृह में हुआ था, 
अदृश्य रूप से भगवान विष्णु वहाँ प्रवेश कर उस शिशु को ज्ञानरूपी अमृत 
का पान कराकर चले गये । इप कारण से वह शिभु सदा भगवान विष्णु 
का अपने मन में ध्यान करने लगा। अतएवं वह शिशु अन्य शिक्षुओं के 
जैसे माता का स्तन्‍्य-पान करने, ऋन्दन करने, नेत्रों को खोलकर चारों ओर 
देखने आदि से दूर रहा। इससे उस शिशु के माता-पिता दोनों दुःखी 
हुए । उन्होंने समझा कि यह भगवान एंपेर्मान की कृपा ही है। उन्होंने 
पिरुक्‍्कुरुंगडी के भगवान से प्रार्थता भी की । भगवान ने उनको स्वप्न में 
दर्शन देकर बताया कि मेरे अंश से ही तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है । इसते' 
माता-पिता चितामुक्त हुए । 


मारन नामकरण के पश्चात्‌ उस नगर के मंदिर में भगवान के सम्मुख 
उस शिशु को छोड़ा गया । वह शिशु शेषनाग के अंशरू पी उस इमली 
के पेड़ के तले जाकर ध्यान में लीत हो गया । इसके पूर्व ही भगवान 
विष्णु की आज्ञा से उनके दूत तिरुककुरुगूर आकर शिशु आत्यवार को तत्त्वों 
का उपदेश देकर चले गये थे । सब तत्वों के ज्ञान के कारग उक्त इमली 
के पेड़ के तले सोलह वर्ष पर्यत आत्ववार योगाम्यात में लीन रहे । इन 
सोलह वर्षों में आहछ॒वार ने अपनी आँखें नहीं खोलीं, किसीसे व्तालाप तक 
'नहीं किया । सदेव भगवान के ध्यान में ही लीन रहे । 


आह्वार से मधुर कवि की भेंट: 


पांडिय राज्य में सुनला सुफला सस्यक्यामला तिरुक्‍कोछूर नामक पुण्य 
'नगरी है। इस तगरी के एक विप्र वंश में नम्माछवार के अवतार के पूर्व 
ही मधुर कवि का जन्म हुआ था। ये तमित् और संम्कृत दोनों भाषाओं 
के विद्वान थे। भगवान विष्णु के प्रति भवित, प्रेम, श्रद्धा रखनेवाले थे। 


4 दक्षिण के संत 


मधुर कवि को अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंति, द्वारका 
जैसे मोक्ष-प्रदान करनेवाले सप्त पुण्य-स्थानों के दर्शन करने की इच्छा हुई । 
तदनुसार सप्त पुण्य-स्थानों के दर्शन कर अंत में अयोध्या में ठहरे थे । एक 
दिन रात उनको अपनी जन्मभूमि तिरुक्‍कोछूर का स्मरण हो आया, तो 
उस दिन रात उस दिशा की ओर मुख करके नतशिर होकर प्रणाम किया 
जिस दिशा में भगवान विष्ण का मंदिर था। तब दक्षिण दिद्या में एक 
दिव्य प्रकाश दिख।ई पड़ा। उसे देखकर उन्होंने सोचा--इस नगर के 
बाहर आग लग गयी है? अथवा दावानल है? इस प्रकार लगातार उनको 
वह दिव्य प्रकाश दिखाई देता रहा। तब उन्होंने सोचा कि यह कोई 
अद्भुत प्रकाश हो सकता है। अतएवं उसे अवश्य देखता है। ऐसा 
सोचकर दूसरे दिन रात उस प्रकाश की ओर निकल पड़े । 


दिव्य प्रकाश की दिशा की ओर अग्रसर होते-होते वह प्रकाश दक्षिण 
दिशा की ओर ही बढ़ता जाता था।। रात में वह प्रकाश दिखायी पड़ता 
था और दिन में अगोचर हो जाता था। तब मघुर कवि रात-भर उस 
प्रकाश का अनुसरण करते, दिन होते ही उसी स्थान पर ठहर जाते जहाँ 
दिन हो जाता । इस प्रकार रात-भर चलना, दिन-भर आराम लेना--- 
इस तरह सब पुण्य-स्थलों को पार करते हुए तमित्यनाडु के श्रीरंगम'' 
क्षेत्र को भी पार कर पाण्डिय राज्य में पहंचे । पर वह प्रकाश तो आगे- 
आगे बढ़ता ही चला। इस प्रकार चलते-चलते मधुर कवि तिरुक्‍कुरुगूर पहुंचे । 
तिरककुरुगूर पहुंचते ही वह दिव्य प्रकाश वहाँ के मंदिर के भीतर प्रत्रेश कर 
अदृश्य हो गया । मधुर कत्रि ने उस पुण्य नगरी के कुछ लोगों से पूछा कि 
इस मंदिर में कोई विशेषता है क्या ? तब' लोगों ने नम्माछुवार के अवतार 
के संबंध में आश्चयंभरी बातें बतायीं। तुरंत मधुर कवि ने मंदिर के 
भीतर प्रवेश कर इसली के पेड़ के तले ध्यान में लीन नम्मात्ृवार को 
देखा । 


नम्माव्ववार को देखते ही मधुर कवि उनकी दिव्य कांति से आक्ृष्ट 
हुए। पर आह्वार तो आंखें बंदकर पूरे ध्यानलीन थे। 'े दिव्य 
पुरुष आँखें खोलकर मुझपर कृपा करेंगे कि ।नहीं? --इस अभिप्राय से' 


संत नम्माव्वार $ 


मधुर कवि ने अपने दोनों हाथों से ध्वनि पैदा की। तुरंत आल्वार ते 
अपनी आँखें खोलकर मधुर कवि को अच्छी तरह देखा। आढछ्वार को 
देखकर मधूरकवि ने उनसे वर्तालाप करने की अभिलाषा से पूछा, “शॉत्त- 
दित्‌ वयिट्रिल शिरियदु पिरन्दाल, एऐँत्ते त्तिनह एऐड्गे किडक्कुम्‌?” अर्थात्‌ 
मृत के गर्भ में यदि छोटा कोई जीव जन्म' ले, तो वह क्या खाकर कहाँ पडा 
रहेगा ? इसके उत्तर में आछृवार ने बताया, “अत्तें-त्तिनर अंगे किडक्कुम्‌ 
अर्थात्‌ उसे खाकर वहीं पड़ा रहेगा। 

(उपर्युक्त प्रश्नोत्तर का सार है-- प्रकृति से निर्मित निर्जीव शरीर में 
अणुबत्‌ आत्मा प्रवेश कर किसे भोग कर कहाँ सुख की प्रतीक्षा करती 
है?” 'शरीर के संपर्क से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पंचेद्रियों की 
क्रियाओं के कारण सुख-दुःख का अनुभव करते हुए “मैं सुखी हुआ, दुःखी 
हुआ” ऐसा कहकर आत्पा शरीर में रहती है। आत्मा अपने कर्मानुसार 
शरीर को धारण कर सुख-दुःख का अनुभव करते हुए शरीर में ही रहेगी ।) 


आव्खार का उत्तर सुनकर मधुर कवि ने सोचा कि अयोध्या में 
रहते समय दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई पड़नेवाले यही महात्मा थे। 
आढ्ववार को ही अपने गृरु के रूप में स्वीकार कर, तुरंत मधुर कवि ने 
उनके चरणकमलों में साष्टांग प्रणाम किया और उठकर भवक्‍्ति- 
श्रद्धा से करवद्ध होकर प्रार्थता करने लगे, “ेरे प्रिय गुरुवयं, सेवक पर 
कृपा दृष्टि रखिये ।” 


72... 8४8 


मधुर कवि को अपना शिष्य मानकर आल्वार ने “चित”, “अचित” 
“ईश्वर, इन तत्वों के बारे में उन्हें सविस्तार समझाया तथा और भी 


अनेक तत्वों का उपदेश देकर मधूर कवि पर अपने प्रेम की वर्षा की । 


संसार को ओर अभिमुख होना : 


अब तक नम्मालवार सांसारिक प्रवृत्तियों से विमुख थे। संदाकाल 
भगवान के चितन-मनन में ही लीन थे । अब मधुर कवि के कारण संसार 
कीओर अभिमृख हुए और भगवान के चितन-मनन से प्राप्त प्रसन्नता 


6 दक्षिण के संत 


की अधिकदा के कारण भावावेश से भगवान का गूणगान करने छूगे | इस 
त्रह् के गीत-+ विखवृतम्‌, लिमवाशिरियम”, पिरिय तिवबंदादि 
धतरुवायप्रोद्खि नामक चार संग्रहों में संगृहीत हैं। वेष्णय छोग इन 
चारों को चार वेद भागते हैं। अर्थात “तिरवतम ऋग्वेद है, तिरुवा- 
शिरियम्‌ यजुर्वेद है, परिय तिरुवंताद अथवंबेद है और लिरुवायपोह्ि 
सामवेंद है। सचमुच उपयुक्त चारों संग्रहों में चारों बशें के पार तत्तत भरे 
हुए हैं। 


आक्वार ने इस प्रकार भगवान के सेवकों के छिए अमत के जसे 
सधर गीतों की रचना कर सतपर अपार प्रेम की वर्षा फझी । रगवान के 
चितन-मचत में ही रहते हुए, उपी इसी के बुज्ञ तले बत्तीस वबष की उम्र 
तक जीवित रहकर इस नश्वर संसार से मुक्त होकर अमर लोक पहुँच 
गये । 


979 ढ््ड 


आह्वार की क्षाँकी : 

धर्मार्थ काम मोक्ष नामक चतुविध फलों में अंतिम 'मोौझ को आछ- 
वार प्राप्त कर चुके थे। बारह आखक्ववारों में तम्माद्वार का स्थात सबसे 
श्रेष्ठ है। यद्यपि सभ्ची आत्थवार श्रेष्ठ ही माने जाते हैं, तो भी 
नम्माक्रवार का स्थान उन सब में अत्यंत श्रेष्ठ है। अन्य आत्ववारों को एकेक 
अवभ्रव मानकर नम्मातन्यवार को झवयवी कहते हैं। श्री नम्मान्ववार का 
'प्रवंध जन गूढस्य! एक विद्येप नाम भी रहा है। प्रबंध जत गढ़स्थ का 
अर्थ होता है--प्रपत्ति मार्ग का अनुष्ठान करनेवाले सब वेष्णवों का 
नायक । आत्वार की चार रचनाओं में चोथी 'तिरुवायमोत्नि की अधिक 
महत्ता है। आचार्य हृदय नामक रचना में नम्माक्वार की श्रेष्ठता, 
उनकी रचनाओं की श्रेष्ठता, विशेषतः तिरुवायमोत्ि की श्रेष्ठता सुन्दर 
ढंग से बणित हैं । 

श्री नम्माव्वार ने अपने पदों में (तमित में इन्हें 'पासुरम! कहते 
हैं) कुल पंतीस' पृष्य-स्थलों के बारे में 'मंग्रक्लाशासत' किया है। प्रत्येक 
पुण्य-स्थल के बारे में अलग-अलग गाया गया है। पाण्डिय राज्य में जन्म 


संत नम्माक्ृ॒बार / 


लेने के कारण पारिडिय राज्य के एृष्य-य्थलों पर विशेष झूुफ से गाया है । 
मलेवाद अर्थात केरछ के एप्प-य्यव, जैसे तिसवतंतमुर्म आदे पर भी 
गाया है । विरुप ते के श्री वेंकेेश्वर के बारे में ही गाया है। दिखवलय 
में विशेष स्थान तिरफ्ति को ही दिया गया है। इस प्रशार अंतेस समय 
तक नम्माहतार ने भगद्दान के स्मरण में गीत गाते हुए तबा मज्ुरकबि 
को थी उपरेग देते हुए अपने अवदार को राकत यवः लिया । 


'त 
हि 
च्् 


$४३ 7 (रह 


$ “2४ 


बजावों का अभिप्राय है कि तम्वात्वार सर्देव भगवात बिण्ण के 
चरण-कमलों में विराजमान हैं। अतएत्र जो सकते हझूबद्रान विष्णु के 
दर्शन करने वैप्णवालय जाते हैं, उन भक्तों के वर पर शठकोर अथवा 
शठारि कहे जानेताले उनके एविद्र चरणों का सपशे कराते हैं। शठशझोप, 
शठारि' थे तम्माठतार के ही अन्य नाम हैं । 


श्री गम्पावद्वार के संपर्क-लाभ से मधुरदव ने अधिक भक्ति व 
प्रेम से उतको पाक्षात्‌ भगवान ही मान लिया और उनके नाम पर दम पदों 
में गा लिया। ये सब पद एक संग्रह के रूप में हैं। 'कश्णिनुग्‌ चिरुत्तांबु 
से इप नसंग्रह का आरंभ होता है। इती ताम से यह तालाबयिर दिव्य 
प्रबंधम्‌' में जड़ा गया है। 


मधुर कवि नम्मात्ुवार के लिए मंदिर बतवाकर आजीवन 
उनकी आराधता करते थे। नम्माछवार के जन्म-स्थक् होते के कारण 
तिरुककुरुगूर! का ताम आक्वार तिशतगरिं हो गया। केवल वेष्णव 
धर्मंसंबन्धी पुस्तकों में तिसकक्रुरुणर नाम है। 


नम्माववार ओर तिरुवायमोत्ति : 


ओ« बारों की सत्र प्रशंसा होती है। उनमें नम्मात्त्रार सबसे श्रेष्ठ 
माने जाते हैं / नम्माव्वार की श्चनाएँ बहु प्रशंसित हैं। उनकी कुछ 
रचताएं चार हैं, जिनमें अंतिम रचता 'तिस्व्रायमोत्ति' सबसे अधिक प्रशं सित 
है। इसे सामवेद का सार कहते हैं। इस तिस्वायमोद्ति की प्रश॑सा में 
तमिल और संस्कृत में अनेक रचनाएँ हुई हैं। 


९ दक्षिण के संत 


नम्माव्वार के जीवनकाल में ही उत्तके शिष्य मधुर कवि ने अपने 
गुरुदेव तथा उनकी रचनाओं की प्रशंसा करते हुए 'कण्णिनण्‌ चिरुत्तांबु! 
नाम' से दप् पदों (पासुरम्‌) से युक्त एक ग्रंथ की रचना की । अपने 
गुरुदेव और उनकी रचनाओं की नाना विध प्रशंसा करते हुए मधुरकवि 
ने कहा है--“नम्मात्वार के पदों के गान करने में मुझे बढ़ा आनन्द 
होगा। वे ही मेरे प्रत्यक्ष देव हैं। उनके सिवा मैं किसी और देव को 
नहीं जानता। उनके पदों को मधुर रीति से गाना ही मेरे लिए संतोष 
का कालक्षेप होगा |” इससे हमें ज्ञात होता है कि मधुरकवि ने अपने गृरु 
नम्मावृवार को कितना गौरव दिया और उनकी महिमा का वर्णव 
कितने आदर के साथ किया। 


तमिकछ के प्रसिद्ध कविसावंभौम' कंबर ने भी नम्मातृतरार की 
सच्चेहैहृदय से प्रशंसा करते हुए 'शडगोपरंतादि' नामक एक श्रेष्ठ रचना 
को है। इस रचना में एक सां पद हैं। इस रचना में कविसार्वभौम 
कंबर ने नम्माक्रवार की अवेक्षा' उनकी तिरुवायपरोक्ि की सच्ची प्रश॑त्ा 
की है। कविसावंभौम ने कहा है कि भगवान विष्ण के भक्ति-गीतों में 
नम्मात्॒वार की तिरुवायमोछि की प्राप्ति बड़े भाग्य की बात है । तिरुवाय- 
मोत्टि' को आराबमुदक कवियायिरम्‌ कहते हैं। श्रीमणवाक्त मामुनि दवारः 
विरचित 'तिरुवायमोकि नूट्रंतादि' में तिश्वायमोछ्ठि के प्रत्येक भाग का 
तात्पर्य एक-एक पद में सार-संक्षेप से बताया गया है। 

आल्वार तिरुनगरि में नम्प्राह्वार की परंपरा के कुछ कबियों ने 
नम्मात्ृवार की श्रेष्ठता तथा उनकी रचनाओं की विशेषता के बारे में कई 
रचनाएँ की हैं। उन रचताओं में से--- मारतलंकारम्‌, मारत पाप्पा- 
विनम्‌, 'मारन तिरुप्पदिक्कोवें, मारनगप्पोरुक्र'ँ आदि मुख्य हैं। तिरु 
वेंकडक्क विरायर नामक कवि की लिखी मारन कोवें एक श्रेष्ठ रचना है । 
द्वाविड़ वेदोपनिषद्‌ संगति, द्राविड़ वेदोपनिषद्‌-तात्पय-रत्नावली नामक दो 
संस्कृत ग्रंथ तिरवायमोद्ठी की प्रशंसा में निकले हैं। इन दो संस्कृत ग्रंथों 
का अर्थ हुआ कि नम्मातछ्वार की तिरुवायमोहि श्रेष्ठ ही नहीं, उत्तम भी 
है। तिरुतव्रायमोतद्नि एक सहस्र तेलुगु तथा एक सहस्र संस्कृत की कविताओं 


प्सत्‌ चन्सातव्ठवा रु 


'में भी संगृहीत हैं, जिसे आंध्रगीवाण सहखम” कहते हैं। इसी प्रकार 
'कन्नड भाषा में भी इसकी रचना हुई है। इन विभिन्न भाषाओं की रचनाओं 
से ज्ञात होता है कि तिस्वायमोत्ति का काव्य-सौंदर्य, साहित्यिक स्वाद, अथ 
जब भाव सौंदयय सब कुछ अतुलतीय बन पड़ा है। तिहवायमोद्ि श्रेप्ठतम 
रचना है। अतएव अग्य श्रेष्ठ तमिक्ठ ग्रंथों के लेखक इस तिरुवाय मोदि में 
साहित्य, व्याकरण, अलंकार, रस, छंद आदि के लिए उदाहरणों का उल्लेख 
'करते हैं। सचमच तमित भाषा में ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं में 
'भी तिरुवायमोलि का श्रेष्ठ स्थाव है। यह तमिकठ भाषा-भाषियों के लिए 
'बड़े गव॑ की बात है 


'जीवन-दर्शन : 


नम्मातठवार की रचनाओं से उनके जीवन के बारे में और भी बातें 
मालम होती हैं। कथा प्रचलित है कि नम्पाव्ववार के माता-पिता श्रीकारि- 
यार और उडेयनंगयार संतान के बिना दुःखी थे | तिरुक्‍्कुरुंगूडि के भगवान 
'नंबि से प्रार्थना कर, उनको कृपा से नप्माव्वार को प्राप्त किया । 


“कोडुंगार शिलेयार तिरुकोछक्ुवार कोलेयिल वेय्य 
कडुंगा लिलव्गर तुडिप्डुडः कौवे त्तरुविनैयेत्‌ 
नेडंगालमुम्‌ कष्णन्‌ नीणमलरुप्पादम परविप्पेंट्र 
नोडंगालों चियुम्‌ इडेयिल्मान्‌ चेन्र सूद्धकडमे । 

यह सैंतीसवाँ पद है। नायक के.साथ जाते समय का है। इसमें 
जायिका को माता अपनी पुत्री के नायक के साथ चले जाने से दु:खित होती 
है। यहाँ नम्माकवार ने एक नायिका की स्थिति में अपने को फकर उसी 
परिस्थिति में नायिका का नायक के साथ चले जाने से उसकी माता कितने 
दुःख का अनुभव करती है--यह्‌ वर्णित किया है। माता अपनी पूत्री के 
प्रति वात्सल्य के कारण जो गाती है, वह अवतारी पुरुष नम्माव्ववार के मुंह 
से निकला है। उपर्युक्त पद में अंतिम दो पंक्तियाँ---नेडुंगालमुम्‌ कण्णन्‌ 
'नीणमलर प्पादम्‌ परविप्पेंट्र इठछमान्‌, नोडुंगालो चियुम्‌ इडे इव्ठमान्‌ ” अर्थ 


0 दक्षिण के संत्त' 


को “पष्ट करती हैं कफ उहयनंगेवार ने अनंत्र कार तके भगजाभ विष्ण के 
चरणों की सेवा और भक्ति कर उनकी कृपा से नमभभलवार को प्राप्त किया 
यहाँ नप्माज़बार हो ताथिका है, जो अउठे केशोंवा ले है (नरकऋरनदार शेलूव- 
मंगठ ), विशेष जन्म देकर प्रेम व बाह्यहप से पाजित है, बहुत कोयछ है । 
नायिका के सव गण नम्माज़वार में दिखायी पड़ते हैं 


कहा जाता है कि नम्माख्ार शिक्षा प्राप्स किये बिया गाली हो गये । 


“अररिया कान्नतुछऊ अडिमेक्कण्‌ अच्चु शेयविलु 
अरिया मामायत्त अड्ियेने बेताल ।* 


ये तिझवायमोक्ि की पंदेतर्थों हैं। ज्ञानपाध्ति के पूर्व ही अर्थात्‌ 
अत्यायु में ही नम्माव्वार भगवान से प्रेम करनेवाले थे। इण प्रकार प्रेम 
करने का आशीर्वाद भगवान ने नम्माक्रयार को प्रदान किप्रा। उपयृक्‍त 
पंक्तियों से ज्ञात होता है कि नम्माछयार विद्याभ्यास के जिना ज्ञान प्राप्त 
करनेव|छे ज्ञानी थे। नम्पावद्वार के अनेए माम हैं, जेल शठकोपन, मारन । 
कारि के पुत्र होने के कारण कारिमारत थी एक नाम है। पर्च त्‌ लोगों ने 
उनके महत्व को व्यक्त करने के लिए नम्माझवार्‌ नाम रखा 


“तमपेरुमात नम्मातद्ध्वार नंजीयर नंपिछ ले 
एन्‌प्खर्‌ तम्‌ एट्त्ताल 


ऐसा “उपदेश रत्वमाला' में कहा गया है। उपर्युक्त तामों में 'शठ.. 
कोपव! नाम' बहुत प्रचलित है। विरव॒ुतव के अंत में, विरवायमीक के' 
प्रत्येक पद के अंत में फलब्रुति बतानेवाल्ता एक-एक पद रचित है। उनमें 
अधिकतर--- कुरुगर शठकोपत' ताम ही दर्शित है। मारन' छह स्थानों 
में बताया गया है। कुछ स्थानों में उनके पिताजी का नाम जोड़कर 
कारिमारन' बना है। 'मारन' ही वास्तविक नामकरण है। तिरुफकुरुग्र 
को 'बद्धदिनाई, या वक्नंदिवा्ताड', कहते हैं। ये दोनों नाम आम तौर 
पर--पांडियनाडु का अर्थ भी प्रकट करते हैं। एक स्थान में--तेन्नन' 
कुरुगूर शठकोपन' कहा गया है। 


संत नम्माक्ृवार [. 


तम्पाव्वार ने अपने जन्म-स्थान कुरुग्र की अनेक स्थानों में अनेक्त 

सोति से प्रशंसा की है। नम्वाद्॒वार को मौहगिरी पुष्प बहुत अभीष्ट 

था। अतएब मौलूभिरी के पुष्य की माला को श्रेप्ठ ममझकर नम्माव्ववार 

गी अपित करते हैं। इसके समर्थव में तिरवायमोक्ति के पद के अंत में 
ऐसा कहा ग्रया हैं-- 


“जाटकमछ_ मगिछ माले माजिनन्‌ मारत्‌ गठयोपन्‌” अर्थात्‌ मारन 
शडगोपन सुवासनायुक्त मौलसिरी-पुपष्प मारा को पहने हुए हैं । 


आक़वार का भगवत्‌-प्रेम : 


नम्मातन्थवार जन्म से ही भगवान एम्पेरमान से अधिक प्रेम करते थे । 
उसी भगवत्‌-प्रेम को अउना सुख-सौभाग्य मानते थे। भगवत-प्रेम के 
सम्मुख सांसारिक सुखों की थोड़ी भी इच्छा नहीं की । जो सांसारिक 
सुखों की इच्छा नहीं रखता है, वह प्रुप्यात्मा है। सचमृच नम्माव्धवार 
पुण्यात्मा थे । 
“अरियाक्‌ कालत्तुठके अडिमकू कण अन्य शेयवित्तु 


के अनुसार बाल्यावस्त्रा से ही भगवान एंपेर्मान से प्रेम करने के कारण 
सांसारिक सुख-भोग में लीन हुए बिना सदा-सवेदा भगवान के प्रेम में डूब 
रहते थे। उनकी रचनाओं की ओर ध्यान देने से यह बात ज्ञात हो 
जाती है । 

“पेणगढ्विन्‌ काम वलैप्पटट उल्न्रेत्‌ ” 


“अर्थात्‌ नारियों के मोहजाल में पडकर नहीं तड़पता । नम्मात्वार ने 
ऐपा नहीं बताया है। बाल्यावस्था से ही भगवतृ-प्रेम में लीन रहे । 
सांसारिक ज्ञानप्राप्ति के पूर्व से ही भगवान के प्रेम में लीन थे। नम्माव्ठत्रार 
को सब कुछ कृष्णमय दीखता था।। उत्का विचार था--खाने का भोजन, 
पीने का पानी, चबायी जानेवाली पान, सुपारी सब कुछ कृष्ण से प्रेम करने, 
का ही फल है। सबमें कृष्ण का ही रंग था। संत कब्रीर का भी विचार 
नम्माहछ्वार के जसे ही था :--- 


2 दक्षिण के संत 


कबीर --- 


लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल । 
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ।। 
भक्त सूरदास का भी भाव वेसे ही था--- 


जित देखाौं तित श्याममयी है; 
श्याम' कुज, वन, यमुना, श्याम; 
श्याम गगन-घन-घटा छाई है। 


भक्त सूरदास तथा संत कबीर के जैसे ही नम्मात्वार की दृष्टि में सब 
“कुछ कृष्णणय था। ठीक ही है---भकत के लिए सर्व कृष्णमय जगत्‌ ।' 


'नम्मालछ्वार की भक्ति का रूप; 


बाल्यावस्था से ही भगवान एंपेरुमान के प्रति आद्वार का प्रेम दिन 
ब दिन बढ़ता गया। नम्मावववार का विचार था--भगवान का प्रेम से 
“स्मरण करना, भगवान की प्रेम से वन्दना करना है। यह विचार मात्र 
नहीं था, स्वाभाविक हो गया था। भगवान का स्मरण करना, भगवान 
की वन्दना करना ये-दोनों ही उनके प्राण हो गये । सारा समय भगवान 
के प्रेम में, प्रेम के स्मरण में व्यतीत हो जाता था। कोई भी ऐसा समय न 
था जबकि उन्होंने भगवान का प्रेम-स्मरण नहीं किया हो व वन्दना नहीं की 
हो। उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, नहातेन्धोते, अंत में 
साँस लेते-छोड़ते, देखते-सुनते, अर्थात्‌ प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य के 
समय भगवान का स्मरण, भगवान का वच्दत ही, और 
“कुछ नहीं। भगवान के प्रेम व उनके स्मरण के सिवा वे नहीं रह सके । 
भगवान का प्रेमसस्‍्मरण ही उनको शक्ति, संतोष, उत्साह प्रदान करता 
था। अन्नगतप्रा्ण" के अनुप्तार भगवान ही नम्मात्वार के प्राण हो 
'गये। भोजन बिना रहना सुलभ है, पर भगवान के प्रेम बिना रहना 
“अत्यंत कठित है। भगवान एम्पेरमान ( ऐम्पेस्मान-कृष्ण, विष्णु के 


संत नम्माक्वार | 3. 


पर्यायवाची हैं) वम्माववार की सारी-धमनियों में व्याप्त थे । माँ की गोद 
के बिना शिशु के लिए जैसे कोई और आधार नहीं, वैसे ही भगवान 
एम्पेस्मान के सिवा नम्माक्तयार का कोई और आधार नहीं. एम्पेस्मान 
भगवान ही सब कुछ था । 


“माता रामो, मत्पिता रामचन्द्रोी, भ्राता रामो, भत्सखा राघवेश:। 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रों दयाद्धर्तान्‍्य॑ देव नैव जाने न जाने ॥” 


के अनुसार वे एम्पेरुमान के प्रेम में भरपूर लीन थे। एम्पेरमान के 
प्रेम और प्रेम-स्मरण के बिना वे रह नहीं सके । नम्मातछवार का मन 
एम्पेस्मान का प्रेमस्नोत हो गया। आखव्यवार प्रपत्ति का पालन करनेवाले 
थे, परंतु एम्पेरमान की भक्ति, ऐम्पेरमात का प्रेम--इनके बिना वे जीवित 
नहीं रह सके । 


लोगों के मन में दो कारणों से प्रेमः उत्पन्न होता है। नेत्र, चर्म,. 
कात, नाक, जिह्ठा इन पंचेद्रियों की सहायता से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गंध द्वारा प्रेम अथवा सुख का अनुभव होता है। मनृष्य जब अपने बंधु- 
बांधवों, इष्ट-पित्रों, सुन्दर दृश्यों आदि को देखता है, तब सुख का अनु- 
भव करता है। माता-फ्ता को अपने शिशुओं की तोतली बातों से मधूर 
संगीत आदि के श्रवण के समान सुख का अनुभव होता है । इस प्रकार इन 
पंचेद्रियों के कारण सुख का अनुभव होता है। इन इन्द्रियों के बिना भी मन 
में सुख का अनुभव साध्य है। इस प्रकार का सुख ही श्रेष्ठ माना जाता है । 
दुःख का, कष्ट का, पीड़ा का, वेदता का काये करते हुए भी सुख का 
अनुभव पाया जा सकता है । 


भगवद्‌ गीता में बताया गया है कि आत्मा के द्वारा मानसिक संतोष 
प्राप्त करनेवाला स्थितप्रज्ञ है। “मिक्षा कीं याचना कहूँगा। भिक्षा के 
विना उपवास रहँगा। परंतु चोरी नहीं करूगा। कारण, चोरी करना 
नीचतम काम है और दण्डनीय है। इस सिद्धान्त से जो आत्मतोष होता 
है, वही श्रेष्ठ है। मानसिक संतोष ही सर्वेश्रेठ माना जाता है। 


4 दक्षिण के संत 


एक सदगृहस्थ अपने परिवार के सुख के लिए अत्यंत परिश्रम करता 
'है। इस परिश्रम में होनेवाले दुःख व कष्ट की चिता नहीं करता । बल्कि 
'परिश्रम से सुख का ही अनुभव करेगा। कारण, परिश्रम के फलस्वरूप 
परिवार को सुख मिलेगा। 


'सुख-दुःख' ये दोनों अयने-अपने मन के विचार मात्र हैं। अतएब, 
शरीर के बिना, शारीरिक कष्ट होते हुए भी, मन में सुख का अनुभव होता 
'है। इस प्रकार शारीरिक सुत्र की अपेक्षा मानसिक सुख ही श्रेष्ठ माना 
जाता है । 


नम्माक्ृवार की स्थिति इसी प्रकार की थी। अपने आराध्य देव 
'एम्पेर्मान का प्रेम-स्मरण करते करते उनके मन में फूट निकलनेवाला सुख 
'ब प्रेम का स्रोत अशरीरी और प्राण से संबंधित हैं । 


पंचेन्द्रियों के सुख का अनुभव जब उनसे संबंधित वस्तुएँ सम्मुख 
'नः हों, तब नहीं होता । परंतु, नम्माव्वार चर्मचक्षुओं से देखे बिना 
ज्ञान-चक्षुओं से भगवान को देखकर आनन्‍्दानुभव करने लगे थे। 
'एम्पेस्मान के स्मरण-मात्र से उनको सुख का अनुभव हो जाता था। अतएव 
उनसे प्रेम में, उनके सुख में किसी प्रकार की बाहरी बाधा नहीं थी । 
सांसारिक विभिन्न वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है, वही सुश्च नम्मात्व्रार 
'को भगवान के प्रेम-स्मरण से प्राप्त हो जाता था । 


“तैतुम्‌ पालम्‌ कन्नज॒म्‌ अमुदमागित्तित्तिप्प, 
यानुम्‌ ऐंम्पिरानये एत्तिनेन यात्‌ उयवाने ! 


अर्थात्‌--मधु, क्षीर, शकरा, अमृत इन सबका मधुर सुख केवल 
'एस्पेस्मान के प्रेम-स्मरण से ही मजे प्राप्त होता है। नम्मातवार का 
'विचार है कि पंचामृत का स्वाद-सुख एम्पेस्मान के स्मरण मात्र से हो 
जाता है। अतएवं वे कहते हैं-मैं सदाकाल एम्पेरुपान का स्मरण करता 
रहूँगा । ऐंम्पेरुमान के प्रेम-स्म रण के सुख के कारण ही मैं अब तक जीवित हूँ। 
'नहीं तो मैं जीवित नहीं रह सकता था। भगवान का प्रेम-स्मरण ही, इस 


'संत नम्मालवा[र द [5 


सांसारिक जीवन के लिए जैसे खान-पान है, बसे मेरे लिए है। जेसे-जसे 
भगवान का स्मरण करता जाता हूँ, वैपे-वेसे हो धृर्वाधिक सुख-पंतोप का! 
अनुभव होता है। यह सुख-प्ंतोष पुराता न होकर सदा नया ही रहता 
है। भगवान के प्रेम-स्मरण से प्राप्त होनेवाला सुख पंचनर्द्रियों से प्राप्त 
'होनेवाले सुख से भिन्न है। पंचेन्द्रियों के सुख से परे अलौकिक सुख का 
अनुभव प्रदात करनेवाला है। भगवान एस्पेसमात्‌ का प्रेम और प्रेम का 
स्मरण । 

“वारा वरुवाय्‌ वरुमेन्‌ माया मूंतियाम 

आरावमुदाय्‌ अडियेन आवि यगमे तित्तिप्पाय्‌ 

वण्णम्‌ मरुछ॒कॉछ अणिमेग 

वण्णा | माय अम्माने ! 

एंण्णम्‌ पुगुन्दु तित्तिक्‍कुम 

अमुदे ! इमेयोर्‌ अदिपतिये ! ” 

इन पंक्तियों का सार होता है-आव्टवार को प्राप्त सुख साधारण नहीं 

'था, अत्यंत श्रेष्ठ था। यह प्राण से संबंधित है, शरीर से नहीं । भगवान 
'एम्पेरमान्‌ का स्मरण ताज़े पंचामृत के स्वाद का अनुभव प्रदान करनेवाला 
था| इस मधुर सुख को वे अपने छोटे-से मन में समाकर नहीं रख सके । 
'तब मधुर सुख व प्रेम के आवेश में भगवान के स्तुति-गीत के रूप में निकलने 
लगे । कोई जन्मतः कवि सुन्दर दुश्य को देखकर उसका वर्णन करते हुए 
'गाये बिना, कविता की रचना किये बिना नहीं रह सकता, वैसे ही भगवान 
'की स्तुति गाये बिना नम्मात्वार नहीं रह सके। अपने छोटे-से दिल में 
भगवान के अपार प्रेम को समाकर रखने में आलछृवार असमर्थ थे। अतएव 
भगवान की स्तुति में तन्‍्मय होकर गाने लग जाते थे । 


“ऊंडुकॉड एन कण्णिण यारक्कछ्ित्तु 
पंडे विनैयायिन्‌ पट्रोडरुत्तु--- 
त्तोडर ककमुदुण्ण चॉनमालेगढ चॉत्रेन्‌ 
अंडत्तमरर्‌ पेरुमानडियेनू । 


6 दक्षिण के संत 


अर्थात्‌-नम्पाव्वार ने भगवान एऐम्पेस्मान को ज्ञानचक्ष॒ओं से देखा 
और सुख का अनुभव किया। “कंडुकॉड ऐँन्‌ कण्णिणे यारक्कक्तित्तु” 
अर्थात्‌ ज्ञानचक्षुओं से भगवान को देखकर आतनन्दानुभव किया। शान- 
चक्षुओं से देखने पर जो भी आनन्द हुआ, उस आननन्‍्दानुभति में भभवान' 
की स्तुति करने लगे । इस स्तुति या गीत को “गीतमाला' कहते हैं ॥ 
तिस्वायमोतद्धि का एंकेक पद एकेक माला है। एकेक शब्द एक पुष्पवत्‌ 
है। उस स्तुति का अर्थ पुष्प की सुवासना है। उस स्तुति के 
श्रवण से प्राप्त होनेवाला जो आनन्द है, वह मधुर मधु है । 


नम्मात्वार ज्ञानचक्षुओं से भगवान को देख प्रप्तन्न हुए। प्रसन्नता 
में जो भी गीत निकले वे सब गीतमाला के रूप में परिणत हो गये । ज्ञान 
चक्षओं से देखने का परिणाम गीतमाला' का निर्माण है। भगवान से प्रेम" 
करना हमारा अपना कतंव्य है। यदि बाचाएं हों, तो अपने आप वे नष्ट 
हो जाएँगी। नहीं तो उन बाधाओं का नाश करता भगवान का कतेंव्य' 
है । बाधाओं को प्रधान नहीं समझता चाहिए। 


गीतमाला' का श्रवण करनेवाले सब भकतजनों को अमृतपान का" 
आनन्द हुआ । सत्ने उन गीतों को स्वयं गाया, गाकर अपार आनन्द का 
अनुभव किया। आनन्‍्दानुभव में सांसारिक विताओं को भूलने लगे। इस 
प्रकार आतछृवार की गीतमाला प्रेम व सुख प्रदान करनेवाली हो गयी ॥ 
कवि चक्रवर्ती कंबर ने; तिरुवायमोद्धि' को अमृत का सागर कहा है | 
सचमुच तिस्वायूमोत्ति अमृत का सागर ही है। 


श्री नम्माठवार आत्मप्रशंसा करनेवाले नहीं थे। वे अपनी रचना 
को--- तॉण्डरक्कमुदम्‌--अर्थात्‌ भक्तों के लिए अमृत--ऐसा स्वयं नहीं 
कह सकते थे। वे कहते थे----सब कुछ भगवान की आज्ञा से, भगवान की 
कृपा से घटते हैं। भगवान की आज्ञा से ही सारा सांसारिक व्यापार चलता' 
है। भगवान की कृपा से ज्ञानचक्ष॒ुओं से वे भगवान के दर्शन कर सके |: 
भगवान के दर्शन करने के कारग ही गोत निकडे, गीतमाला का निर्माण 
हुआ? यही आत्ववार का विचार था। 'भगवात की कृपा से दर्शन, दर्शन 


संत नम्माव्ववार 37 


के कारण स्तुति, स्तुति ही गीत, गीत से गीतमाला, गीतमाला के गान से 
अमृतपान का आनन्द इन सबके लिए भगवान की कृपा ही कारण है। 
उपमें आत्मप्रशंवा किचित भी नहीं । सब कुछ भगवान की प्रद्मंसा, भग- 
वान की स्तुति है। सब स्तुति या गीत भगवान की कृपा से ही गाये गये । 
श्री आछवार का एक और विचार था कि स्वयं भगवान उनके हृदय में 
स्थित होकर गाते हैं। यह भगवान की स्तुति के सिवा और कुछ नहीं है । 
तिरुवायूमोक्ठि के सातवें व नौबें पदों में आतछववार ने इस विचार का समर्थन 
किया है। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम रखनेवाला भक्‍त “सब क्रियाएँ 
भगवान की आज्ञा से ही चलती हैं! ऐसा समझता है| आह्ववार ने भी 
सच्चे भगवदभकत व भगवतप्रेमी का पालन किया। उनका विचार यह 
भी था कि उन गीतों को गाते समय उनको जो सुख होता है, वही सुख 
इतर भक्‍तजनों को भी गाते समय होता है। अपना-सा अनुभव परायों 
को भी होता है” इस प्रकार समझना मानव का स्वाभाविक गुण है । यह 
महान गुण श्री नम्मात्वार में भरा-पूरा था | 


श्री आव्ववार ने अपने प्रेम' के स्वरूप के संबंध में स्वयं बताया है । 
इच्छा क्या है ? प्रेम तथा इच्छा में क्या अंतर है ? अभीष्ट वस्तु के भोग 
करने पर भी वह अभिलाषापूर्ण न हो, तो वह इच्छा है । एक वस्तु का 
भोग करते-करते इच्छा की वृद्धि ही होती है, कम नहीं होती है। किसी 
कारण से उस वस्तु के भोग करने में कोई बाधा उपस्थित हो जाए, तो तब' 
उस इच्छा की पूति नहीं होती है। भोगने पर भी पूर्ण तुप्ति नहीं होती । 
जलती अश्नि में घृत के डालने से अग्नि और भी प्रज्वलित होती है, वेसे' 
ही अमुक वस्तु का भोग करते-करते वह इच्छा अधिक ही होती है, तृप्ति 
भी नहीं होती, कमी भी नहीं होती । अतः इच्छा को अपने वश में कर 
लेता चाहिए। इसके संबंध में तिरुवलछलुवर ने भी बताया है---आरा- 
वियर्‌॒क्र अवा! अर्थात्‌, इच्छा की संतृप्ति नहीं होती, यह स्वाभाविक है। 
श्री आव्धत्रार की यह अतृप्त इच्छा भगवान के प्रति मुड़ गयी । अतएवं 
उन्होंने स्वयं कहा है --/आराद कादर्‌ कुरुगूर शडगोपन्‌ अर्थात्‌ कुरुग्र के 
शडगोपन प्रेम-तृप्त होनेवाला नहीं है। 


2) 


8 दक्षिण के संत 


उनका भाव देखिये : 


“कवि ककूवि नेंडजुरुगिक कणपनि शोर निन्रार 
'पावि नी एन्रोनरु शॉललाय 
पावियेन्‌ काण बन्दे ।! 


अर्थात्‌, भगवान का संबोधन करते-करते दिल पिघल गया और अश्रु 
के रूप में परिणत हो गया'। उपर्यक्त पंक्तियों को और भी स्पष्ट किया जा 
सकता है। ज्ञानचक्षुओं से भगवान एंम्पेरुमान्‌ को देखने के पश्चात्‌ चर्म" 
चक्षुओं से देखने की इच्छा हुई। पर, ऐसा नहीं हो सका। पुकार-पुकार- 
कर, पिघलते दिल से, आँखों में आँसू भरकर थक गये । उच्च स्वर से 
पुकारने पर भी, अश्र्‌ विसर्जन करने पर भी, चर्म-चक्षओं से भगवान के दर्शन 
नहीं कर सके । तब आह्ठवार कहने लशगे--- 


भगवान से प्रेम करने के कारण, घदले में भगवान से आ्ववार ने 
किस वस्तु की प्रतीक्षा की इसकी ओर भी थोड़ा ध्यान देंगे। 
बहुधा लोग दुःख से म॒क्‍त होने के लिए ही भगवान का स्मरण 
करते हैं, स्तुति करते हैं, वन्दना बरते हैं, वन्दना करते करते याचना भी 
करते हैं, प्राथंना भी करते हैं। इन सबसे कोई फल न हो, तो भगवान का 
स्मरण कम ही नहीं होता, भगवान को भूल भी जाते हैं। दुःख दूर नहीं 
हुआ, तो भगवान के अस्तित्व तक को भूल जाते हैं। फल की प्रतीक्षा से 
ही सब भगवान का स्मरण, अचना, वन्दना करते है। 


परंतु आत्यववार का प्रेम, उनकी याचना, उनकी प्रार्थना सबसे निराली 
थी। फल की प्रतीक्षा से आव्ववार ने भगवान ऐम्पेरुमान से प्रेम नहीं 
किया। स्वाभाविक रूप से ही प्रेम किया । जनन-मरण से मुक्त होकर 
म॒क्तति की प्राप्ति की इच्छा' रखते हुए भी उसी को प्रधान नहीं मानते थे , 
भगवान से निस्‍्वार्थे अमिट प्रेम करना, उसका गृणगान' करता, उसका 
गुणगान करते-करते सुखानन्द का अनुभव करता ही आव्ववार का लक्ष्य 
रहा और उनकी यह अंतिम इच्छा भी रही। स्वयं अपने पदों में आकछ- 


आंत नम्माव्ठवार १9 


वार ने गाया है--- चाहे मुझे मोक्ष मिले, अथवा उससे भी कम स्वर्ग मिले, 
अथवा नरक ही सही, मैं किसीं की चिता नहीं करता । चाहे कुछ भी हो, 
मैं तो एम्पेसमान भगवान से लगातार प्रेम करते-करते सुख मात्र प्राप्त 
करना चाहता हूँ । यह सुख कहीं से भी मिले--मोक्ष, स्वर्ग, नरक कुछ 
भी हो, मैं स्थान की चिता नहीं करता, स्थान के ऊँच-नीच का अंतर नहीं 
देखता, पर यह अवश्य देखता हूँ कि भगवान का प्रेमसुख प्राप्त हो रहा 
है कि नहीं ।” 

श्री नम्माहवार भगवान के प्रेम-स्मरण मात्र से तृप्त नहीं होते, भग- 
खान की सेवा करना भी चाहते थे। सेवा का कोई निश्चित रूप नहीं है । 
सब प्रकार की सेवा करना चाहते थे। किसी भी प्रकार की सेवा क्‍यों न 
हो, एक बार सेवा में लगने पर, पश्चात्‌ उसे छोड़ता नहीं चाहते थे । 
सदेव भगवान की सेवा करने में छूगे रहना चाहते थे। वे कहते थे-- 
“ओछ्ठिविल कालमेल्लाम्‌ अन॑ंतकाल अर्थात्‌ सदाकाल', सेवा करते रहना । 
'इस प्रकार वे सदंव गाते थे । अपनी इच्छा से वे भगवान की सेवा करना 
'नहीं चाहते थे। भगवान की इच्छा व भगवान की प्रसन्नता के लिए 
'भगवान की सेवा करना चाहते थे। उनका विचार था' कि मेरी सेवा देखकर 
यदि भगवान एम्पेरुमान प्रसन्न हो जाएँ, तो उस प्रसन्नता को देखकर मुझे 
असीम आनन्द का अनुभव होगा। इस प्रकार का आनन्दानुभव करना 
हीं मेरे लिए सुख की बात है । 


भगवान एम्पेर्मान भक्तों के लिए सुलूभ हैं, वे आसानी से प्रेमजाल 
में फंस जाते हैं। आहछृवार का विचार था कि भगवान मेरा स्मरण कर 
'मुझपर कृपा न करें, तो चिता नहीं, परंतु मेरा मन उन्तकों भूलेगा नहीं । 
एम्पेसमान के सिवा मुझे किसी और का स्मरण नहीं करना है। यही 
'आह्वार के सच्चे प्रेम, सच्ची प्रार्थना का स्वरूप है। इस प्रकार का रूप 
अन्यत्र मिलना दुलेश है। 

आढ्वार की प्रार्थना का रूप और भी देख सकेंगे। वे भगवान से' 
'कहते हैं---मैं प्रेम से पिंघले दिल से तुम्हारे विभिन्न नामों से तुमको पुकारने 
'छगा। परंतु, तुमने आकर मेरे मन की इच्छा की पूति के लिए अपने 


<0 दक्षिण के संत 


दर्शन तक नहीं दिये । फिर भी तुम्हारे कोमल चरण-कमलों को मेरे सिर 
के लिए तकिये के जैसे आधार मानता हँ। तुम मुझ्पर कृपा करोया ने 
करो, मैं तो तुम्हारे चरण-कमलों का स्मरण करना, वन्दना करता नहीं 
छोड़ंगा | तुम चाहो तो भूल जाओ, मैं तो तुमको सर्वेथा' भूल नहीं सकगा।' 
इससे ज्ञात होता है कि जाक्॒वार का प्रेम निष्कफ्ट व निस्वार्थ है। यदि' 
भगवान प्रेम से स्वीकार किये बिना, घृणा से वार्तालाप करें, तो भी चिता 
नहीं । उन घृण,भरी वार्ताओं को सुनकर भी आह्ववार सुख का अनुभव 
करना चाहते हैं। 
बहुधा लोग अपनी अभिलाषा के अनुत्तार भगवान से भक्ति करते हैं 

और उसम्त भक्ति के बदले कुछ प्रतीक्षा करते हैं। पर बुद्धिमान लोग 
अधरम और अनीति से' अपनी अभिलाषा की पूरति नहीं चाहते हैं। आह्वार 
तो सबसे निराले थे, सबसे अनूठे थे। आठ्ववार की. प्रधान अभिलाषा 
भगवान एम्पेरमान से अमिट प्रेम करता था। जनन-म'रण से मुक्त होता, 
मुक्ति को प्राप्त करना आछवार के लिए प्रधान नहीं है। 'जनन-मरण से 
मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति' भगवान एम्पेरमान की कृपा के बिना साध्य नहीं 
हैं। यदि ये वस्तुएँ भगवान एम्पेहमान के सिवा किसी और से मिल जाएँ 
तो भी आव्छवार इन्हें स्वीकार करने तेयार नहीं हैं। जो भी प्राप्त करना 
चाहते हैं, चाहे घृणा से हो या प्रेम से, भगवान एम्पेर्मान सम्मुख आकार 
बता दें कि 'तू पापी है; अतएवं, तुझे दर्शन की संभावना नहीं है! । कम 
से कम' अपनी अनिच्छा को मेरे सम्मुंख आकर बता दें। तब मैं चिता 
नहीं करता । तुप्क्नों देखता, तुम्हारे स्तर को सुनना, यहीं मेरी इच्छा है ।” 

“शिरप्पिल वीड्‌ स्वर्गंम्‌ नरकम्‌ 

दर॒प्पिल ऐयदुग एयद्क यानुम 

प्रिप्पिल पलूपिर विप्पेंस्माने 

मरप्पोत्‌ रिनरि एन्रुम मगिछ वेने |” 


आहछ्वार इस पद में कहते हैं कि भगवान्‌ ! तुम' मुझे मोक्ष प्रदान 
करो, त्राहे नरक भी प्रदान करो । जहाँ चाहे वहाँ मुझे रखो। मैं लेश- 


संत नम्माहवार | 


मात्र भी चिता नहीं करता। सदैव तुम्हारा स्मरण करते हुए संतोष का 
अनुभव करूँगा । यही मेरी इच्छा है।” भगवान की घृजामरी बातों को 
भी आह्ववार सुनना चाहते हैं। “पापी तू, तुझे देखने मैं क्यों आऊँ ?” 
इस बात को भी आह्ववार स्वयं भगवान के मुँह से ही सुनना चाहते हैं । 
भगवान जैसा भी रखें, जहाँ भी रखें उनके प्रेम का स्मरण, करते-करते 
रहना चाहते हैं। यही भगवान से आव्ववार की याचना है, प्रार्यना है । 
यही आहछ्वार का भगवान के प्रति प्रेम का रूप है।' ऐसा आह्ववार के 
प्रेम को हम' एक निद्चित रूप नहीं दे सकते । 


आह्ठवार की प्राथना का रूप : 


भगवान के प्रति आहछवार का प्रेम असीम था। भगवान के सिवा 
किसी और का स्मरण वे नहीं कर सकते थे;। इस परिस्थिति में वे भगवान 
को भूल भी नहीं सकते थे। भगवान के प्रेमस्मरण से मन में अतीव 
आनन्द का अनुभव हो जाता था। वे भगवात्र को प्रेमन-प्रपत्ति मात्र से 
प्राप्त करता चाहते हैं; किसी भी परिस्थिति में क्रिसी और से नहीं । 
यही आक्वत्रार की प्रार्थना का विशेष स्वरूप है। 


“अवनार्‌ परिशिल्‌ पेंरुदलन्‌रि, 
प्ररैप्पाडवुम्‌ माटटेन्‌, 
अवरार्‌ परिशु पेरवुम्‌ माटटेन ॥” 
इस पद से ज्ञात हो जाता है कि आत्वार भगवान एम्पेस्मान के सिवा 
किसी और का गृण-गान भी नहीं करते, किसी और से कुछ लेता भी नहीं 
चाहते । जो भी प्राप्त करना चाहते हैं कि भगवान एम्पेरुमान मात्र से 
सीधे प्राप्त करना चाहते हैं । 


इससे मालम होता है कि आह्धवार का प्रेम कितना गहरा था। 
अतएवं, वे भगवान से सदा-सववेदा प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं चाहते 
थे। वे तो भगवान एंम्पेर्मानू के चरणदास थे। जआछ्वार अपने को 
भगवान के सम्मुख बहुत तुच्छ मानते थे। उनकी महिमा के लिए भगवान 


टे2 दक्षिण के संत 


का बड़प्पन ही कारण है, ऐसा मानते थे, मेरे पास उनके भक्‍त होने की 
उनसे प्रेम करने की योग्यता तो नहों है, फिर भी भगवान ने अपनी असीम 
कृपा और अनुकंपा से मुझे इस योग्य बनाया / उनकी निम्नलिखित 
पंक्तियाँ देखिये :--- 


“पॉरुछ अल्लाद एत्रैप्पॉसक्काविक अडिमे कॉण्डाय्‌/--- 


अर्थात्‌ मुझमें योग्यता के न होने पर भी, मुझमें योग्यता भरकर या 
मुझे योग्य बनाकर तुमने मुझे अपना प्रिय सेवक बचा लिया। 


सचमुच श्री नम्मात्त्यार महान संत थे, भक्‍त थे, भगवान के सच्चे 
प्रेमी थे । ऐसे संत को पाकर तमिलनाडु मात्र नहीं, अपितु सारा भारतवष 
गये का अनुभव करता है । 


लेखक : श्री राम सुब्रह्मण्यम्‌ 


आएण्डा0 


भक्त की गरीयसी भावना मानव मात्र को प्राप्त एक विशिष्ट वर- 
दान है । समय, काल, संप्रदाय, मत-मतान्तर आदि जितने भी प्रकार के 
हों, किन्तु भक्ति-विह्वल हृदय के उद्गारों में एक ही प्रकार की व्याकुलता 
है, एक ही समान तड़प है। भक्ति-गदगद्‌ गीतों और भावनाओं के लिए 
सुविख्यात हर आषवार का जीवन-वृत्त स्वयं ही काव्य है। उसमें स्वयं 
भगवान आप्लावित हुए, तो कोई आइचरय की बात नहीं । 


विष्णु की भक्ति में दत्तचित्त भक्त 'आषुवार' कहलाते हैं। प्रभु भगवान 
के लीलागान में ही वे नित निमज्जित रहनेवाले हैं। इम कारण वे 'आषवार 
(निमज्जित रहनेवाले) कहलाये। निष्काम भावना से भक्ति करने पर, 
प्र | के चरणों में अनन्य प्रीति रखते पर उनकी कृपा प्राप्त होगी, और उसके 
फलस्वरूप मुक्ति-प्राप्ति का विश्वास करनेवाले हैं ये आषवार। आध्या- 
त्मिक तथ्यों को, भगवद्‌-गीता में कथित उपदेश सार को अपनी अनुभूति- 
गर्भित वाणी में इन आषवारों ने दिया है। वे सब चार हजार पढों में 
संकलित हैं। इन भक्तों के सिरिमौरों ने वेष्णत भक्ति की जो अजस्र धारा 
बहायी, उसने सारे दक्षिण को ही नहीं अपितु उत्तर भारत को भी लह-- 
लहाने दिया और वहाँ के भक्त मणियों को भी अभिभत कर दिया । 


24 दक्षिण के संत 


ये आषवार बारह हैं वे हैं--पॉयग आपवार, भूदत्ताषवार, पेयाष- 
वार, तिरुमषिश आषवार, नम्माषवार, मधर कवि आषवार, कुल शेखर 
आपषत्ार, पेरियाषवार (विष्णू चित्त), आंडाढ, तोंडडिप्पोडि आएवार, 
तिरुप्पाणाष॒बार तथा तिरुमंग आषवार। 

'इन बारहों में एक स्त्री है। वही आण्डाठ है। अन्य आपवार भक्‍त 
भगवान को नायक मातकर अपने को नायिका होने की कल्पना में ही उनसे 
नाता जोड़कर गा सकते थे । किन्तु नारी होने के कारण आण्डाहछ अपने 
हृदय में भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में वरग करने को तीव्र 
भावना लिये भ पर आयी। 

पेरियाषवार के नाम से प्रसिद्ध विष्णाचित्त के यहाँ पलने के कारण 
आण्डालू का नाम हमेशा विष्ण-चित्त के स्ताथ लिया जाता है। 


तमिल साहित्य की उपजाऊ भूमि पाण्डिय देश में श्रीविल्लिप्पुत्तर 
एक पवित्र तीर्थस्थान है। वहाँ मुकुन्दभद्र और पद्मवल्ली एक ब्राह्मण 
दम्प्ती थे। उनके पुत्र थे विष्णुचित्त । विष्णुचित ने आजीवन पृष्पमाला 
गृंथकर भगवान को सजाने का पुनीत कार्य अपनाया । आगे छटठपन से ही 
उन्हें कृष्णावतार की एक घटना ने बहुत प्रभावित कर दिया | कंप के घर 
पर फलों की माला बनानेवाले एक भक्त के पास स्वयं क्ृष्णजी जाते और 
उनसे माला माँगकर पहना करते थे । कृष्णजी की अगणित छीलाओं के 
इस एक अंश पर मुग्ध विष्णचित्त ने अपने घर के पास एक उपवन लगाया। 
प्रतिदिन पौधों को जल देते, फूल चुतकर और उनकी माला बनाकर भग- 
वान को पहनाया करते थे । प्रतिदित सुरकण्गित पुष्पों की माला बनाने के 
उद्देश्य से उन्होंने अपने हीं गृह के सामने वह उपवन लगाया था। 

एक दिन विष्णुचित्त तुलसी की पौध को पाती सींचने के हेतु उपवन 
में पहुँचे, तो वहाँ एक सुन्दर शिशु को पाया। उसमें दिव्य आभा छलक 
रही थी। सौभाग्यवश प्राप्त उस शिशु को देखकर पहले विष्णुचित्त ने 
सोचा कि यह स्वर्ण प्रतिमा तो नहीं हैं! शिशु का सत्र सुनाई दिया, 
तो उन्हें मालम हुआ कि वह स्वर्ण प्रतिमा नहीं है, एक मानवी कन्या है। 
विष्णुचित्त ने उसे बड़े वात्सल्य से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया । 


आपण्डाल 25 


उसका सुंदर मुख चुमा । शिक्षु को देखकर विष्णुचित्त विस्मित हुए- इस 
शिशु का सौन्दर्य असीम है। लगता है कि क्षीराव्ध्रि से प्रगट श्री दे 

यह मुझे तुलसी की पौध के नीचे से प्राप्त हुई है। अतः यह अयोनिजा, 
है, देवी शिशु है। मिथिलेश जनक ने यज्ञवेदी बनाने के लिए भूमि को जोता 
'तो उस्त समय उन्हें सीता प्राप्त हुई। उसी प्रकार सन्‍्तान हीनता की मेरी 
अपार वेदना को दूर करने के लिए, प्रभु भगवान ने मुझ्पर कृपा वरसायी 
है। यों सोचते हुए विष्णचित्त ने अपनी पत्नी को बुलाया और शिशु की 
आप्ति का सारा विवरण कह सुताया। देवों भी त्रिता प्रयास के प्राप्त उम 
पुत्री को गोद में लेकर प्रमुदित हुई। विष्णुचित्त ने पुत्री को भगवान की 
मूति के सम्मुख रखा और प्रणाम किया । तब उन्हें अचानक ये वाक्य 
सुनाई पडे--विष्णवित्त यह देवी बालिका है। ज्ञानवर्धन के लिए यह इस 
भू पर अवतरित हुई है। इप पुत्री का कोदे (गोदा) का नामकरण करके 
'पालो | लोक-कल्याण के निर्मित्त अवतरित इस बालिका की कीर्ति से तुम 
आनन्दनिमग्न हो जाओगे ।* 


कोदे का अये फूलों की माला है। प्रभु को गीतमालिका पहलनाने के 
ईलए इप अवनि पर आयो थी वह वालिका। अतः कोदे सा्वकतामा 
हो गयी । 


विष्णु की भक्त में, प्रेमानुरागा भक्त में, वह प्रभु की भी शासिका 
(आंडाछ ) बन गयी । इस कारण से वह आंडाव्ठ के नाम से भी विस्थात 
हो गयी | 


विष्णुचित्त प्रतिदिन फूलों की माला बनाते हुए गाया करते-- 


अन्बे मलराग आटवमे नाराग 

इन्बुरुग चिन्ते इडुमणमाय नन्ब॒ुरुगि 
ज्ञानप्पामाल सूहिनेन्‌ नारणकु 

ज्ञानत्तमिष नविन्र नान। 5 


20 बक्षिण के संतः 


प्रेम मेरा सुमन है। उत्साह धागा है। 

प्रभु में तल्‍्लीन हृदय उप्तमें मुखरित सौरभ है। 
शरीर के कण कण को पिघलाकर मैंने 

प्रभु को ज्ञानसुमनों की मालिका (ज्ञानदायिनी 
तमिल में) पहनायीं । 


शेशव से ही पिताजी के मुंह से ऐसे ऐसे गीतों को सुतर सुतकर 
आण्डाक विमृग्ध हो जाती थो । अबोध बालिका आण्डाहू अपने पिताजी से" 
प्रश्न करती-“फ्ताजी ! भगवान कहाँ हैं ? उन्हें हम कंसे पा सकेंगे ? 
तब पिताजी बालिका को मह कहकर समझा देते-“मेरी प्यारी बेटी ! इस 
जगत को बनानेवाला, पालनेवाला और मिटानेवाला भगवान ही है । वह 
दूध में मक्खन की तरह व्याप्त रहता है। उसका गुण गानेवाले कभी दुख 
नहीं पाते । विमाता कौ निर्ममता से दुखी ध्रुव नारायण का नाम जपते- 
जपते उनके दर्शन पा गया। अबोघध बालक प्रहलाद की हठी भक्ति से प्रसन्न 
होकर भगवान उसके सामने प्रगट हो गये । मगर की पक्तड़ से व्याकुल' 
गजेन्द्र ने प्रभु का नाम पुकारा तो वह भागा भागा आया और उसको 
मगर के ग्रास से मुक्त किया । हम सब का उद्धार करते वह मनुष्य बनकर 
भू पर भी आया है।” 


पिताजी की बातें सुनकर गोदा के मन में शंका उत्पन्न हुईं। उसने 
पूछा-“ पिताजी, प्रेम और भक्ति करनेवालों पर ही वे अपनी कृपा बर- 
सायेंगे, या अन्य लोगों पर भी ? ” 


विष्णुचित्त ने जवाब दिया-“क्यों नहीं ? निन्‍्दक को भी सुख देने- 
वाला वह परम दयाल है। अपना उपहास करनेवाले हिरण्य को भी, अपनी 
देवी सीता को चुराकर कारावास में रखनेवाले रावण को भी स्वगें दिया 
उस प्रभु ने ।” 


पिताजी, इस भू पर किन कित रूपों में भगवान आये हैं ?-- 
भाण्डाल ने पूछा । 


आण्डाल कत 


पिताजी ने कहा-'मानव बनकर, फ्शु का रूप लेकर, मछली और." 
कछुआ भी बनकर इस जग में वह आया । यह सब किसलिए उसने किया ? 
अवनि के जनों का कष्ट दूर करने के लिए ही तो ।! 


भगवान की भक्त-बत्सलता से आण्डात्ू अभिभूत हो गयी । अपने: 
पिताजी से प्रतिदिन प्रभु भगवान की लीलाओं की कथाएँ सुतती । उनको” 
सुनकर उसकी यह धारणा बद्धमूल हो गयी कि भगवान सच्चे प्रेम से ही” 
उपलब्ध हो सकते हैं। उसने अपनी इस हौैशवावस्था में ही निरचय कर ' 
लिया कि मैं प्रभु को गीत गा-गाकर पा हूंगी। 


सबको मुख्ध करनेवाले प्रभु के सौन्दर्य और दिव्य गुण-कथन सुनती' 
हुई दिन प्रतिदिन आंडाछू अधिक कल्पनाशील होती गयी । वह कल्पना: 
करती, अपने तीन कदमों से त्रिभुवन को नापनतेवाले उस प्रभू का सौन्दये 
कितना मनोरम होगा । उबके सौन्दये-सिंधु में मेरा हृदय निमग्त हो गया । 
उनके बारे में सोचूं, तो मन मधुरिम लगता है। उनकी बातें जिह्ठा को” 
मीठीं लगती हैं। उनके अनुरूप सौन्दरयमयी मैं केसे बन पाऊं 2 -पों' 
कल्पना करती हुई आण्डाल यहाँ तक सोचने लगी कि प्रभ्‌ भगवान के लिए 
पिताजी ने फूलों की माला गूंथ रखी है, उसे मैं पहनूं तो मैं उनकी 
हो जाऊंगी ।' 


कल्पना के सत्य होने में बिलंब नहीं हुआ। टोकरी में से माला को” 
निकाला और गले में पहनकर आइने के सामने आण्डाक्क जा खड़ी हुई [' 
अपने सौन्दर्य पर आप ही विस्मित हो आण्डालू,बोल उठी---वाहू ! कैसा: 
सौन्दर्य है ! मैं प्रभू की अनुरूपिणी हो गयी हूँ। मेरे प्रियतम' ! तुम कब” 
मुझे अपनाओगे ? । 
उस दिन हमेशा की तरह नहीं हुआ। कुछ शीघ्र ही विष्णुच्ित्त' 
घर लौटे । उन्होंने देखा कि पुत्री आण्डाह प्रभु की माला पहनी हुई आइने” 
के सम्मुख इठलाती खडी है। वे ऋुद्ध हो उठे। 'ोदे ! यह क्‍या अनर्थे” 
कर डाला तुमने ?' कहकर उस दित भगवान को माला पहनाये बिता” 
कुम्हलाये मन के साथ रह गये । 


26 दक्षिण के संत 


उप्त रात को भगवान विष्णुचित्त के स्वप्त में आये और उनसे पूछा- 
'“मेरे भक्त ! आज तुमने मुझे माला क्‍यों नहीं पहुतायी ? / विष्णुत्तित्त 
'बोले-“प्रभो ! अपराध क्षम्प हो। अबोध बालिका आण्डाह ने उसे भूल 
से पहल लिया । मानवी की पहनी हुई माला से केसे मैं प्रभु को सजा 
'पाता ? इसलिए पहनाने से रह गया ।” 


भगवान ने कहा-“विष्णुचित्त |! गोदा की महिमा से तुम अनभिज्ञ 
हो। वह मानवी नहीं है। वह भू-देवी का अवतार है। जगत का उद्धार 
कर मुझको सुख देने के लिए प्रकट हुईं है। वह आण्डाल है, मेरी शासिका | 
' उसकी पहनी हुईं माला ही मेरे लिए बहुत प्रिय है। आज से गोदा की 
' पहनी हुई माला ही मुझको पहनायी जाय । उसके पहनने से वह माला 
और अधिक सौरभ पाती है ।“ 


दूसरे दिन प्रातःकाल आण्डाछ ने देखा कि पिताजी का चेहरा अब 
भी उदाव है। उसने अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा माँगी । विष्णु- 
चित्त बोले--'मेरी प्राणप्रिय पृत्री कोदे .! भूल तुम से नहीं हुई है। मुझी 
से हुई है। तुम्हारी गरिमा से मैं इतने दिन अवगत जो नहीं रहा, इसी 
'का मुझे दुख है। प्रभ ने मेरे स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारी पहनी हुई 
माला ही उन्हें प्रिय है। उनकी छृपा की तुम्हीं पात्री हो बेटी : ” 

पिताजी की बातें सुतकर आण्डात्ट अत्यन्त प्रसन्न हुई और तब से वह 
“अपने को प्रभु की ही भोग्या मानती हुईं पल रही थी । 


पिता अपनी पुत्री के बढ़ते हुए शारीरिक और आत्मिक सौन्दर्य से 
'अभिमान-मस्त भी हुए और साथ ही चिन्तित भी। लता के योग्य तरु 
'मिले, तभी तो वह फूलेगी-फलेगी । 

एक दिन पिताजी की चिता का कारण पुत्री को ज्ञात हो गया । उसने 
“कहा--“इसकी चिन्ता मत कीजिए पिताजी, मैं किसी भी मानव से 
“विवाह नहीं करूँगी |” हक मे 

विष्णुचित्त भ्रमीभूत हो गये । उन्होंने पृछा--“तबे क्‍या तुम कन्या 
उही बन कर रह जाओगी ?” ह 


आण्डाल 29 


गोदा ने उत्तर दिया--विवाह करूँगी पिताजी ! किन्तु मानव से 
नहीं, परंघाम के उस प्रम से ही, श्रिय:पति परमात्मा से । इम्त गोंदा को 
अपने हृदय से' लगाने का केवल वही वधिकारी है ।”' 


विष्णु चित्त को कुछ नहीं सुझ। । उन्होंने पृछा--/यहु क्या, अबोध 
शिशु की भाँति बातें करती हो ! जिस्म प्रभु को देवगण और मृत बन्द ' 
नहीं समझ सके, चारों वेदों की पहुँच के बाहर है वह। उससे कंसे तुम' 
परिणय करोगी पुत्री ? यह क्‍या नादानी है तुम्हारी, दढ़ता से आण्डाल 
ने कहा--“क्या करें, पिताजी मेरा हुदय उन्तको अपित हो चुका है। अब 
मैं उनकी वस्तु हूँ। किसी मावव के हाथ मुझे सौंपने की यदि आप इच्छा' 
करेंगे, तो मैं जीवित नहीं रहूँगी ।” 


विष्णु चित्त आण्डाल के राजह॒ठ से आश्चर्यान्वित हो गये । उन्होंने 
सोचा--कौन कह . सकता है, ऐसी अनन्य भक्ति के लिए ही तो भगवान 
सुलभ हो सकता है ! 


आण्डाल ने विष्णु चित्त से पूछा--/पिताजी, आपने कहा--प्रभ के 
लीलाधाम एक सौ आठ हैं। उनमें से स्व श्रेष्ठ कौन-सा है, बताइए तो' 
सही । | 

बेटी, यह कमा प्रश्न है ? मिश्री का कौन-सा अंश अधिक मधुर 
रहेगा ? तुम्हीं कहो तो। फिर भी भक्त जन श्रीरंगम के रंमताथ का' 
ही स्तवन अधिक किया करते हैं ।' 


पिताजी का यह वचन सुनते ही आण्डाल आत्म विस्मृत हो गयी । 
श्रीरंगम के रंगनाथ को अपना प्रियतम मात कर उन्हीं के विरह में तड़प- 
तड़प कर गा उठी । 


कललरूम पैंतुषाय मालेयाने 
कनविडत्तिल्‌ यान्‌ काण्बन कंडपोदू 
पुल्लरुम्‌ कछूवा नी पोगेल एन्चन 
एन्रालम्‌ इदु नमक्कोट पुलवि दाने ! 


30 दक्षिण के संत्र 


(श्रीरंगम के उस प्रभू को, तुलसीमाला पहननेवाले उस प्रियतम को मैं 
: स्वप्न में पाऊंगी । तब उससे कहूँगी कि मेरे मन के चोर ! तुम मुझ 
'छोड़ कर मत जाओ ! ) 


प्रभु के श्रीमूत से लगे शंख से वह पूछती है--“हे शंख, तुम धन्य 
हो ! कहो तो सही कि मेरे प्रियतम के श्रीमुल का सौरभ कीौसा है, कपूर 
'का-सा है अथवा कमल के समान ? उनका मधुर मुख कितना मीठा है, 
कहो तो --- 


(कर्‌प्प्रम' नारुमो कमलप्पू नारुमो 
तिरुप्पवछच्चव्वायतान्‌ तित्ति त्तिस्क्‍कुमो 
मरुप्पॉशित्त माधवन्रत्‌ वायच्चुवैयुम्‌ नाटुमुम 
विरुप्पुट्र क्केटकिन्रेन्‌ शॉल्लाषि वंणशंगे ! ) 
आण्डालछ इस प्रकार श्रीरंगनाय प्रभु के सुमिरत में ही अश्रु बहाती, 
'स्तुति और उलाहना के गीत गाती दिन बिता रही थी । 


भगवान को पाना ही अपने जीवन की सार्थकता मानती हुईं आण्डाल 
ने गोपियों के मार्ग का अनुसरण किया। गोपियाँ श्रीकृष्ण को पाने के 
'लिए माघ के मास में त्रत निभाती थीं। प्रातःकाल, ठंड की भी परवाह 
किये बिना नदी में स्‍्तान कर भगवान की पूजा-आराधना किया करती 
'थीं। तीस दिनों तक वे पूर्ण योगिन का सा संयम' रखती हुईं श्रीकृष्ण 
'के लीलागान में अपना समय व्यतीत करती थीं। इस प्रकार किये 
जानेवाले कन्यात्रत को तमिल में 'पावे नोन्बु” कहते हैं । आपण्डाल के 
“रचित 'तिरुप्पाव में इन्हीं तीस दिनों में गोपियों की ब्रतोपासना का' 
'विवरण मिलता है। श्रीविल्लिप्पुत्त्र के प्रभु को कृष्ण कन्हैया और 
अपने को गोपियाँ मान कर आण्डाल एवं उसकी सखियाँ प्रात: कार सवको 
यों जगाती हुई, उदबोधित करती हुई निकल रही हैं-- 


सखियो ! मार्गशीष का ज्ञानवर्धक सुदिन है। 
निकलो, हम' सब' स्नान करने घचलें।' 


“आण्डाल 3] 


(मार्गष तिगल मद्ि निरेन्द नन्नालाल 
नीराडप्पोदूवीर्‌ पोदुमिनों नेरिषंयीर ! ) 


जगाने पर भी अलूसायी हुई कोई किशोरों उठती नहीं, आण्डाछ 
'पूछती हैं“ माताजी ! आपकी बेटी गूंगी है या बहरी, अथवा चिश 
“निद्रा में लीन हो गयी है ! 
(मामी र्‌ ! अवल्े एंषप्पीरो उन मगछसान्‌ 
ऊमयो अन्रिच्चेंविडो अनन्तलो 
एंमप्पेरन्तुयिल मंदिरप्पट्टालो ! ) 
और एक गृह की कन्या तो कुंभ कर्ण को भी अपनी निद्रा में मात कर 
देती है। तब आण्डाल कहती है--क्या उस कुम्भकर्णने जाते-जाते अपनीं 
नींद तुम्हें दे दी ? 
(पण्डो रुनाछ 
कट्रत्तिन्‌ वाय बीषन्द कुंभकरणनुम्‌ 
तोटू म' उनक्के परून्तुयिल ताम तन्दानों ? ) 
इस प्रकार अपनी सखियों को जगाती हुई अपने मन भावना का 
गुणगान करती हुई झण्ड-झुण्ड में लड़कियाँ नन्‍्द के महल में जा पहुँचती 
हैं। वहाँ कृष्ण जी से उनके कृषा की याचना कस्ती हैं। अपनी अचूक 
खतोपासना के कारण,देश की सयद्धि होते का भी उन्हें विश्वास है। कारण, 
पावन हृदय लेकर वे फलों से प्रभु की अचना करती हैं, उनका गुणगान 
करती हैं, मन में उन्हीं की याद में रम' रही हैं । 
इस प्रेमानरागा भक्ति से स्वयं भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। कारण, 
'वे सरस हृदय भक्तों के लिए सुलभ हैं। (पत्तुडे अडियवक्केंकियवन्‌ ). 
“भधुरनाद-सौन्दर्य, भावप्रवणता और प्रेम-विह्नलता से पूरित तिरुप्पाबे! 
'के अतिरिक्त प्रभु से उनकी कृपा को छीनने के लिए उनको उलाहना देते 
हुए, आण्डाह ने १४३ पद लिखे हैं। इन पदों को 'ताच्चियार्‌ तिरुमोषि' 
कहा जाता है। प्रियतम' भगवान के विरह से व्याकुल भक्तिन की चित्त- 
जत्तियों का इससे मधुर एवं सजीव चित्रण अन्यत्र मिलना दुलेश है। विरह- 


32 दक्षिण के संत 


ताप को दूर करने के लिए भक्तिन के प्रयास और तड़प इन गीतों के' 
वर्ण-वर्ण में व्याप्त हैं । 


ऐसी भक्ति की तड़प कभी ठुकरायी नहीं जा सकती । इधर अधे- 
चेतनावस्था में पड़ी आण्डाकू ने एक दिन स्वप्न में देखा कि प्रभु भगवान 
दल्हें की पूरी सजावट के साथ आते हैं और हाथ पकड़कर आण्डाछ को 
स्वीकार करते हैं। हजार हाथी जुलूस में निकलते हैं, पूर्णकुंभ केकर 
भगवान का स्वागत किया जाता है। नगरों में सर्वत्र बन्दनवारों की 
सजावट है। अग्नि की परिक्रमा करती हुईं, प्रभु का करकमल रंगर्श 
लेकर पुलक भरती है आण्डाछ । इस स्वप्त की अनुभति को वह अपनी' 
सखी से कहने लगी । उसी समय विष्णचित्त के स्वप्त में प्रभ ने प्रकट 
होकर कहा -तुम अपनी पुत्रो को लेकर श्रीरंगम पहुँचो। मैं उसे 
अपना रहा हूँ। 


श्रीरंगम में पांण्डिय नरेश को भी भगवान ने आज्ञा दे दी कि 
नगर को सजाओ, मैं आण्डाछ से परिणोत होनेवाला हूँ । 


सारा नगर शोभा मंडित हुआ । इधर आण्डाकू को वधू की' 
पूरी सजावट के साथ विष्णुवित्त श्रीरंगम' ले गये । आण्डाछ अपने स्वप्न' 
को सत्य होते पाकर आतंद में आत्म-विस्मृत हो गयीं। पालकी 
पर आण्डाल् चढ़ गयीं । और नगर में उनका बड़ी धूम-धाम से स्वागत 
होने लगा । रंगनाथ के मंदिर में पहुंचकर आण्डाछ पालकी से उतरीं । 
सीधे भगवान की मूर्ति के पास पहुँचीं। वहाँ पहुँचते ही ज्योतिर्मयी 
बनकर भगवान रंगनाथ के अन्दर विलीन हो गयीं। प्रभु ने तो आण्डाकछ 
को स्वीकार कर लिया, किन्तु पिता को अपनी पुत्री का वियोग असह्य 
हो गया। वे अपने प्रभ से वेदता के साथ कहने लगे-एकमात्र पुत्री थी 
मेरी, जिसे मैंने लक्ष्मी की तरह पाला था, इसे भी कमलनयत प्रभु ने छीन 
लिया। मैं क्‍या करूँ ?- 


(ऑरू मगढ तन्नैयुडेयेन्‌ 
उलगम्‌ निरेन्द पुगषाल्‌ 


अण्डल 33 


तिरुमगछ पोल वल्त्तेन्‌ 
शेकण मालदान्‌ कॉण्डु पोनान्‌ ! ) 
आण्डाब की इप् प्रेमानरागा भक्ति ने उसे प्रभु भगवान का सायज्य 
दिला दिया । आज भी तमिलनाडु में माघ के महीने में आण्डाव्ट के 'तिरु- 
प्याव' के तोसों पद गाये जाते हैं। वेष्णवः भक्ति साहित्य में अवगाहन 
करके उसकी पूर्ण महिमा से अभिज्ञ विद्वान उन पदों की सूक्ष्म से सूक्ष्म 
व्याख्या करते हैं जिसका श्रवण - लाभ असंझ्य रसलोलूप नर-नारियाँ 
करते हैं । 
आज भी विष्ण मन्दिरों में आण्डा् का विवाहोत्सव बड़ी धृम-धाम 
से मनाया जाता है। प्रभु भगवान जब कभी जुलूस में निकलते हैं, तब 
विष्णुचित्त और आण्डाब्ट के पद गाये जाते हैं, जो प्रभु के लिए बड़े स्पृह- 
णीय माने जाते हैं । 
आण्डाछ की यह तन्मयासक्ति को देखते हुए हमें अनायास उत्तर की 
भक्तिन मीरा का स्मरण हो आता है, जिसने तल्लीन होकर गाया था। 


मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई 
जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई । 


दक्षिण की आण्डाछ और सुदूर राजस्थान वासित भक्ति की मूर्ते 

निर्मरिणी मीरा दोनों के पदों का माधुर्य असाधारण साम्य रखता है । दोनों 
के हृदय की तड़प में, भक्ति-विद्धलता में और राजहठ में विस्मथकारी 
साम्य पाकर महाकवि भारती के ये ही उदगार हमें स्मरण हो जाते हैं--- 

माँ भारतो अठारह भाषाओं वाली है 

किस्तु उसकी विन्तनधारा एक ही है । 

(सेप्पुम्र मॉषि पदिनंद्र डेयाव्टू ऐंनिर 

चिन्तन ऑन्‍्सड्यालछ । ) 


लेखिका: श्रीमती जयरामन, एम. ए. 


3) 


संत माणिक्कवाचकए- 


ईसा पूर्व कई वर्ष पहले तमिल साहित्य उन्नत दशा में था। बौद्धधर्म 
के प्रभाव के कारण ईसा बाद तीन सौ चार वर्ष तक तमिल साहित्य पीछे 
रह गया | पांडिय और पल्‍्लव राजाओं के काल में उनके प्रयत्न और प्रोत्सा- 
हन के कारण फिर तमिल साहित्य ख्याति प्राप्त करने लगा। तमिल 
साहित्य की इस श्रीवृद्धि के कारण केवल शजा लोग ही नहीं रहे, परच्तु 
उनके समय के शव और वेष्णव संत भी थे । 


शव संत कुल 03 माने,जाते हैं। इनमें चार प्रमुख और प्रसिद्ध माने जाते 
हैं। उनमें एक हैं, श्री माणिक्वाचकर। इनका जन्म-काल विवादास्पद है। 
कोई इन्हें तीसरी शताब्दी के मानते हैं, तो कोई नोवीं शताब्दी के । इस 
विषय में विज्ञ लोग एक्मत नहीं हैं। कुछ भी हो, श्री माणिक्करवाचकर 
का जन्म दक्षिण की प्रसिद्ध नगरी मदुरे की पूर्वे दिशा में ।2 मील की दूर 
पर बादवूर नामक स्थान पर एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 
इनके माता-पिता ने बहुत दिन तक पुत्र न होने से भगवान की प्रार्थना, 
ब्रतादि करके इस पुत्र रत्त को पाया। इनके जन्म-स्थान वादवर में एक 
शिवमंदिर था। उस मंदिर के देवता का नाम वादपुरीश्वर था। माता- 


संत माणिक्कवाचकर 35 


पिता अपने पुत्र को उसी भगवान के नाम से पुकारते लगे । इसलिए उनका 
साम बादव्रर अर्थात्‌ वादवूर का निवासी हो गया | 


पिता ने अपने कुल-धर्मं के अनुसार उपयुक्त समय पर पुत्र का उप- 
नमन आदि संस्कार कराये और अच्छी शिक्षा देने का भी प्रबंध कराया। 
अपनी मातू-भाषा तमिल के साथ बादवूरर ने संस्कृत भी सीखी । संस्कृत 
के द्वारा उन्होंने वेद, वेदांग, आगम',, पुराण आदि का भी गंभीर अध्ययन 
किया । बचपत से हो इनका मन भगवत्‌-भक्ति की ओर लीन था। ज्यों- 
ज्यों वे धामिक ग्रंथों को पढ़ते गये, त्यों-त्यों उतका मना भक्ति की ओर 
'और तीज्रता से' मृढता गया । इस प्रकार श्री वादवूरर लडकपन में ही सभी 
विद्याओं में निपुण बन गये । वे देखने में सुन्दर थे। उनका व्यक्तित्व 
आकर्षक था। उनकी वाकपदुता और गंभीर ज्ञान ने सबको मोहित 
कर लिया । 


उन दिनों मदुर में, जो पांडिय राजाओं की राजधानी थी, अरिमिर्दत 
:तामक पांडिय राजा राज करते थे। वे बड़े शिवभकत थे । वे बडे दानी 
और कुशल शासक भी थे। वे इतने पराक्रमी थे कि चेर और चोल राज्य 
'भी उन दिनों उनके अधीन थे। उन्होंने कई शिवमंदिरों को नवीकृत किया 
था और मंदिरों को यथेष्ट निधि देकर सहायता भी पहुँचायी थी। अरि- 
'मर्दन पांडियन्‌ ने जब वादव्रर का व्यक्तित्व, विद्वता और शिवभक्ति के 
बारे में सुना, तो उन्होंने वादवूरर को अपने पास बुला भेजा । उन्हें देखकर 
'रांजा बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें अपना मंत्री बनाता चाहा । जब 
'बादवूरर से राजा ने मंत्रिपद स्वीकार करने को प्रार्थना की, तो उन्होंने उस्ते 
'सहष स्वीकार किया । 


वादव्रर बडी कुशलता से राज काये चलाते रहे। राजा भी उनसे 
बहुत प्रसन्न थे । आयु के साथ-साथ वादव्रर की ईश्वरभ क्ति भी तो होती 
रही । यचपि वे मंत्री का कायें करते रहे, फिर भी उन्हें इस कार्य में पूर्ण 
'संतोष नहीं मिला । उनका मन किसी ओर ही वस्तु की खोज कर रहा 
धा। उनका मन एक अच्छे मार्गद्शंक गृरु की तलाश में था। 


36 दक्षिण के संत 


इधर पांडिय्र राजा वादवूरर से प्रसन्न होकर उन्हें “तेच्ववन्‌ बहारा- 
यत्‌ की उपाधि से विभूषित किया और धन शिक्रिका, छत्र, चामर आदि 
देकर सम्मानित भी किया। लेकिन वादवूरर का मन इन ऐहिक सुख- 
साधनों की ओर नहीं गया । वे हमेशा भगवान शिव का, मत ही सत गुण-गान 
करते रहें और उनके बारे में पृर्ण जानकारी प्राप्त करने के छिए योग्य गुरु 
की खीज में थे । 


एक बार पांडिय राजा को अच्छी नस्ल के घोड़ों की आवश्यकता" 
पडी । उन्होंने सुना था कि पूर्वी समूद्रतट पर जावा (शावक), कंबोज और 
अरब आदि देशों से अच्छे घोडे बिक्री के लिए आये हैं। उन्होंने वादवरर 
को बडी धनराशि देकर घोड़े खरीद लाने के लिए भेजा । उनकी सहायता 
के लिए उनके साथ कई सहायकों और नौकर-चाकरों को भी भेजा | उनके' 
साथ घोडों के अच्छे-अच्छे पारखी भी गये । मार्ग तो बहुत ही दुर्ग था ६, 
सब लोग बडी कठिनाई से माग तय करते हुए तिरूपेरुंदुरे वामक स्थान पर 
पहुँचे। तिखरूपेरुंदुरे को आज-कल आवुडेयार कोविल कहते हैं। इस 
स्थान को आदिकीलास भी कहते हैं । 


इस स्थान में पहुँचते ही वादव्रर ने एक उपवबन को देखा । वहाँ 
ईश्वर का नाम भजन सुताई पड़ रहा था। उसे सुनकर वादव्रर अनायास 
हो उस ओर आक्ृष्ट हुए और उस उपवन के भीतर घुसे। उन्होंने वहाँ 
देखा कि उपवन के बीच में एक कुन्द वृक्ष के नीचे एक तेजोमय साधु बैठ- 
कर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वादव्रर को ऐसा अनुभव हुआ 
कि वे कई ।देनों से जिस गृरु की वोज में थे, वे मानों आज उन्तको मिल 
गये हों | वे प्रेम और भक्ति से पुलकित हो गये । उनके नेत्रों से अश्रुधारा 
बहने लगी । हाथ जोडते हुए वे इस प्रक्नार उस साधु को ओर दौडे 
मानों बहुत दिन का बिछुडी हुआ बछडा' अपनी माता गाय के पास दौड' 
रहा हो। वे उस अदभृत साधु के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने रूगे--- 
'भगवन्‌ मुझे अपनाइये ।” उस साधु महात्मा ने वादव्रर को उठाया और 
अपने स्पर्श एवं कठाक्ष से उन्हें कृतार्थ किया ।. उन्होंने वादवूरर को शिव 


संत माणिक्कवाचकर ञ 


ज्ञान- बोध का ज्ञान कराया और दीक्षा दी । ऐसे भवत शिष्य को पाकर 
साधु भी प्रश्नन्न हुए और ऐसे गुरु को पाकर वादव्रर भी प्रनन्न हुए । 


साधन्न महात्मा की संगति में रहने से बादवूरर की भक्ति और पक्की 
हुई और वे शित्रजी की महिमा गाने छगे । इसके झक्ति सने गीतों को सुन- 
कर स्त्रयं वे साधु बहुत प्रसन्न हुए। वादव्‌रर के गीतों का प्रत्येक शब्द 
माणिक के बराबर लगने के कारण साधु-महात्मा उनको तब से म/णिक्कवा- 
चकन (माणिक जैसे वचन बोलने वाले) कहने लगे । कहते हैं कि भगवान 
शिव स्वयं साधुवेष धारण कर अपने गणों के साथ, जो शिष्यों के रूप में थे, 
चादव्रर को उपदेश देने वहाँ आये थे । 


साध की संगति में रहते-रुते माणिक्कवाचकर अपना काम भूल 
गये । वे घोडा खरीदने जो धन लाये थे उसे साधु की भेंट कर दी और 
ऊहा कि ईइबर का दिया हुआ यह धन ईश्वर-भकतों के काम आता चाहिए । 
साधु मे माणिक्लवाचकर का दिया धन उन्हीं को छौठा दिया और 
कहा कि इस धन को स्प्रानीय शिवमंदिर की मरम्मत के लिए खर्च करो । 
वादव्रर ने ऐसा ही किया । 


उधर बहुत दिनों से वादवरर को खबर न मिलने से पांडिय राजा 
बहुत चितित हुए और नित्य घोड़ों की राह देखते-देखते राजा बहुत निराश 
हो गये थे। उन्हें माणिक्कवाचकर पर सन्देह भी होने लगा । माणिक्क- . 
वाचकर के साथ जो पारखी और अन्य राजकर्मचारी आये थे, वे माणिक्क- 
वाचकर के इस विचित्र स्वभाव को समझ नहीं सके। उनको यह भी 
भय हो गया कि कहीं राजा हमसे क्रद्ध होकर हमें दण्ड दें तो क्‍या करें ? 
इसलिए यह सोचकर कि राजा के दण्ड देने से पहले हमें राजा को माणि- 
क्कवाचकर की खबर देनी चाहिये, वे मदहुरा लौट बाये। राजा को 
अपने कर्मचारियों द्वारा ज्ञात हुआ कि माणिक्कवाचकर घोड़े न खरीदकर 
उस पैसे से मंदिर बनवा रहे हैं। वे यह सुनकर आगबबूला हो गये । 
उन्होंने एक कर्मचारी को भेजकर माणिक्कवाचकर को बुल्वाया। जब 
राजकर्मचारी ने वादवूरर को राजा की आज्ञा सुनायी, तभी माणिक्कवा- 


38 दक्षिण के संत 


चकर को अपनी भूछ मालूम हुई। वे साधु से पूछने लगे कि अब मैं क्‍या 
करूँ! साधु ने कहा--घबराओ मत । राजा से जाकर कह दो कि 
श्रावण मास के मूल नक्षत्र के दित आपको घोडे मिल जाएँगे। हम स्वयं 
घोड़े लेकर आ पहुँचेंगे। अब माणिक्कवाचकर निर्श्चित होकर मदुरे लौटे ॥ 
राजा भी कुछ ठंडे पड़ गये और घोड़े के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। 


जब निश्चित दिन के दो दिन के पहले तक घोड़े नहीं आये, तो 
राजा को संदेह हुआ कि अब तक जो घोड़े नहीं आये, और आगे कहाँ से 
आयेंगे ? उनको सन्देह हो गया और सोचने लगे कि माणिक्क्रवाचकर 
ने हमें धोवा' दे दिया । फिर वे क्रद्ध हो गये और माणिक्कवाचकर को' 
कैदखाने में डाल दिया। राजा ने उन्हें बहुत यातनाएँ दीं। पर माणि- 
क्कवाचकर जेल में भी भगवान का ध्यान करते रहे और भगवान पर भजन 
रचते रहे । परन्तु निश्चित समय पर घोड़े पहुँच गये। स्वयं भगवान 
शिवजी घुडसवारों के नेता बने और एक सुन्दर एवं बड़े घोड़े पर सवार 
होकर आ रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने वेदों को घोड़े बनाया और एक 
घोड़े पर सवार होकर आये । उन्होंने जंगल भें घूमनेवाले गीदडों को 
घोडों और अपने गुणों को उनको हांकनेवाले घुडसवार बनाया। सभी 
घोड़े इतने सुन्दर और गंभीर थे कि देखनेवाले उन पर लट॒टू हो जाते थे ४ 
जब पांडिय राजा ने सुना कि घोड़े आ रहे हैं, तब वे दौडकर महल से 
बाहर आये और उन खूबसूरत घोडों को देखकर दंग' रह गये । ऐसे उच्च 
कोटि के घोडे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे । 


सभी घुडसवार अपने-अपने घोडे से नीचे उतरे और घोड़ों को राजा 
के सुपुर्द कर दिया। परन्तु घूड सवारों का नेता घोड़े पर बैठे-बैठे ही राजा 
से बोला कि “राजन, घोड़ों को गिनकर ले लिजिये |” घुडमवार के नेता 
का यह व्यवहार राजा को तो बुरा लगा । लेकिन अच्छे घोड़े मिल जाने 
की खुशी में इसकी परवाह नहीं की । राजा ने घोडों को ले लिया । 
उन्होंने नये घोड़ों को भीं पुराने घोड़ों के साथ अस्तबल में बंधवा देने 
की आज्ञा दी। फिर वे वहाँ से केदखाने की ओर गये और माणिक्कवा- 


संत माणिक्कवाचकर 39 


चकर को कद से छूडा दिया। उन्होंने माणिक्क्रवाचकर से अपनी जल्द« 
बाज्ञी के लिए माफ़ो मांगी। फिर राजा महलों में आराम करने 
चले गये । 


इधर घडसवारों का नेता अपने साथियों के साथ वापस छौट चला ॥ 
आधी रात को अस्तबल में अचानक कोई बडा शोरगुल सुनाई पड़ा । सभी 
पहरेदार जाग पड़े। राजा भी जाग पड़े। सारे घोड़े गीदड बन 
गये और जोर-जोर से चिल्लाने लगे । यही नहीं, वे पुराने घोड़ों को तंग 
भी करने लगे । पहरेदारों ने दौड़कर राजा को खबर दी। यह सुनकर 
राजा बहुत नाराज हुए। उन्हें माणिक्वाचकर पर संदेह होने लगा। 
उन्होंने फिर उन्हें कद करने की आज्ञा दी और उन्हें कठोर दण्ड दिया। 
अब की बार राजा ने माणिक्कवाचकर को बेगे नदी की गरम' रेत पर खडा 
करवाया । माणिक्कवाचकर ने इसकी भी परवाह नहीं की। उन्होंने 
समझा कि भगवान ही मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। यातनाएँ 
जितनी ही बढती हैं, उतनी ही भक्ति भी निखर उठती है। वे भगवान 
का नाम लेते रहे । भगवात सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं । 
लेकिन बहुत देर तक सच्चे' भक्त को यातनाएँ नहीं सहनी पडतीं । जोरों 
की वर्षा होने लगी और वेगे में बाढ आने लगी । एक ओर माणिककवा- 
चकर भगवान की दयालता की प्रशंसा करते हुए खुश हो रहे थे, तो दूसरी 
ओर पांडिय राजा भयंकर बाढ से घबराने लगा । बाढ नदी के किनारों को 
तोडकर नगर के गली-कूचों में घुसने लगी । जब राजा समझ गया कि 
भाणिक्कवाचकर को कष्ट देने के कारण ही यह अनथे उठ खड़ा हुआ है । 
उन्होंने तुरंत माणिक्कवाचकर को कंदखाते से छोड़ देने की आज्ना दी। 
राजा ने उनसे प्रार्थना की कि इस संकट से हमको उबारियें। माणिक्क- 
वाचकर ने कहा कि टूटे किनारों को बंद करने का काम सभी नगर वासियों 
को दीजिये । 


राजा ने ऐलान किया कि प्रत्येक घर वाले को एक-एक आदमी, 
टूटे किना(रों को बंद करने के काम में लगाना चाहिये । जो इस कार्य में 


40 दक्षिण के संत 


योग नहीं देता, उसे' कठोर दण्ड दिया जाएगा। राजाज्ञा पाकर सभी 
नगरवासी इस काम में जुट गये । 

उस नगर में वन्दी नामक एक गरीब बुढिया रहती थी। उसका अपना 
कहने छाप्रझ्ष कोई नहीं था। बह अक्रैडी रही थी। वह रोज़ पिटुट (तु/]इहू- 
पिष्ठ जो चावल के आटे में गुड मिलाकर बनाया जाता है) बेचकर अपनी 
आजीविका चलाती थी । उससे घोषणा की कि जो कोई मेरी मदद करेगा 
उसे मैं पिट॒ट खिलाऊंगी। वह प्रतिदिन फ्टिटु बेचने के पहले किसी एक 
शिव भक्त को मुफ्त में थोडा पिटटु खिलाती थी। प्रतिदिन के उम्रके 
इस कार्य से प्रसन्न होकर शिवजी स्वयं एक मज़दूर का वेष धारण करके 
उस बूढिया के सामने आ खड़े हुए । अपने सामने एक हृष्ट-पुप्ट, आक- 
षेंक नौजवान को फावडे-टोकरी के साथ देखकर बुढ़िया प्रसन्न हो गयी । 


बुढ़िया' रोज चावल का आटा और गृड मिलाकर बेचने की सुविधा 
के लिए उसे भेली के समान गोल-गोल बनातीं थी। अंत में जो थोडा 
बहुत आठा बच जाता था उसे किसी को दे देती थी । बुढ़ियां वच्दी ने उस 
मजदूर से पूछा कि क्‍यों जी, मेरी ओर से' काम करने तुम' क्या मजदूरी 
लोग ? मेरे पास तो पिट्टू के अलावा कुछ है ही नहीं । जो पिट्टू बेचने के 
लिए है उस में से भेली न बन सके, आठा ही रह जाय, उसे ही तुम्हें 
मज़ दूरी के रूप में दे दूंगी । मंजर हो तो बोलो । इस वितित्र मजदूर ने 
बृढ़िया' की बात मान ली । लेकित आज वंदी गोल भेली बनाने बेठी, तो 
वह बना नहीं सकी । सारा का सारा टूट-टूट जाता था, आटा जैसे का 
तेसा ही रह गया । अब बृढ़िया क्‍या करती ? उसने सोचा कि यह 
भी भगवान की मर्जी है। अपनी शर्ते के अनुसार उसने सारा पिट्ट 
भजदूर को दे दिया । 

मजदूर कार्य के स्थान पर पहुँचा । उसने देखा कि सभी मजदूर 
अपने-अपने काम में दत्त-चित्त होकर लगे हुए हैं। पर वन्दी का मजदूर 
नदी के किनारे बैठकर पिट्टू खाने लछगा। थोडी देर काम करता और 
उससे ज्यादा देर लेटकर आराम करता। सब मजदूर तो उसे देखते थे, 
परन्तु उसे डांटने की हिम्मत किस्ती में तहीं थी। नदीं पर बुढ़िया का 


संत साणिक्कवाचकर 4] 


'हिस्पा बंद ने होने से पानी अब भी किनारे से होकर बाहर बहने लगा था ॥ 
अब लोग चुप नहीं रहु सके । किसी ने जाकर पांडिय राजा से इस 
विचित्र मजदूर के निठल्लेपन की शिक्राग्रत की । राजा बहुत ऋुद्ध हुआ ! वह 
एक कोड़ा लेकर आया और उत्त मजद्र की पीठ पर जोर से कोड़ा 
मारने लगा । मजदूर की पीठ पर पहली मार पड़ते ही वहाँ खड़े हुए 
समस्त लोगों की पीठ पर भी मार पड़ने लगी। स्वयं राजा की पीठ पर 
'भी सार पड़ी। सब' स्तंभित खड़े रह गये । 


एकाएक नदी के किनारे का वह हिस्सा भी बंद हो गया। वह 
विचित्र मजदूर ग़ायव हो गया। राजा को अब मालूम हुआ कि यह सब्र 
माणिक्कवाचकर के कारण ही हुआ। वह दौडा माणिक्कवाचकर के पास 
आया और बोला--“मुझ्ने क्षमा कीजिये । मैंने आपका और भगवात का 
महत्व नहीं जाना। आपका यह वचन कि सब चीजें भगवान की हैं, अभी 
मैं उसे जान सका । आप फिर राजमहल में पधारिये और पूर्ववन्न राज- 
काज सँभाहिये ।” माणिक्कवाचकर का मन तो अब लौकिक बातों से उचट 
चुका था। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिये । 
अब मैं अपना जीवन भगवान के गृणगानों में लगाना चाहता हूँ । माणिक्क- 
वाचकर ने अपात्य पद को त्याग दिया और अब वे सीधे तिरुपेरूंदूरे गाँव 
में आये जहाँ उन्हें प्रथम बार गुरू के दर्शत हुए थे। वे गुरु की सेवा में 
फिर पहुँचे और उनसे उपदेश पाने छगे। गृरु के उपदेशों से उनके मन 
जे पक््वावस्या को प्राप्त किया । फिर वे तमिलनाडु के प्रमुख तीथ्थ-स्थानों 
में गये और वहाँ के शिव-मंदिर में विराजने वाले भगवान के दर्शन लाभ 
कर उनकी स्तुति में अनेकानेक भक्ति भरे मधुर गीत रचने छगे । मुख्यतया 
ये मदुरे और तिरुपेरूंदुर में ही रहे। बाद को उत्तरकोशमंग, तिरु- 
वारूर, तिरुकक्क्कुन्ड्रम, तिरूवण्णामले, तिरूच्ची आदि स्थानों में भी गये । 
अंत में वे चिदंबरम पहुँचे और भगवान नटराज की स्तुति में कई गीत 
बनाये । यहीं उनकी भेंट सिहरू के राजा से हुई थी । सिहल का राजा 
बौद्ध था। वह कई बौद्ध भिक्षुओं के साथ वहाँ आया था। पिहल के 
'राजा के साथ माणिक्कवाचकर का धर्म के विषय पर वाद-विवाद चलने 


42 दक्षिण के संत 


लगा। राजा के साथ उनको गूंगी लडकी भी आयी थी। वाद-विवाद 
के समय राजा ने शर्ते लगायी कि यदि माणिक्कवाचकर उस गूँगी लडकी 
से बुलवायेंगे, तो वे शवधमं को ग्रहण कर लेंगे। माणिक्क्वाचकर ने इसे 
मान लिया । 


बौद्धों ने जो भी प्रश्त किय्रे, उनका माणिक्कवाचकर ने स्वयं उत्तर न' 
देकर उप्री गूंगी कन्या से उत्तर दिलवाया। एक तो गुंगी लडकी बोलने 
लगी और दूसरे बौद्ध लोगों के धर्म संबंधी तकों को भी वह काटने लगी । 
अंत में बौद्ध छोग माणिक्कवाचकर से तक में हार गये और अपनी शर्तें 
के अनुसार वे शैव बन गये । इससे माणिक्कवाचकर की प्रतिभा और 
शिव भक्ति दूर तक फैलने लगी । इस बीच में वे कई तीथे-स्थानों का 
पर्यटन करके आये थे। जिन-जिन स्थानों पर गये वहाँ के भगवान की 
स्तुति में गीत भी रचे। अंत में श्री माणिक्कवाचकर ने चिदंबरम नगर 
के बाहुर एक स्थान पर रहकर अपना शेष जीवन बिताने का निरचय किया। 
एक दित भगवान शिव ने स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आकर कहा कि आप 
ने जिस ढंग से पावे' (तिरूवेम्बावे) लिखा, उसी प्रकार कोवे (तिरूकोवे- 
यार) भी लिखें। ब्राह्मण की बात मानकर माणिक्कवाचकर बोलते गये' 
और ब्राह्मण के रूप में आये भगवान लिखते गये । पूरा ग्रंथ लिखने के 
बाद वे अपना नाम' भी उस ग्रंथ के अंत में लिखकर अपने साथ ले गये । 
माणिक्कवाचकर को इसका पता नहीं था कि भगवान ने ही स्वयं ब्राह्मण 
के वेष में आकर लेखक का काम' किया जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण 
का लिखा हुआ ग्रंथ शिवजी की सन्निध्ि में है, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि 
भगवान को उन पर कितनी अपार क्ृपा है। भगवात का यह गुण देख 
कर उनकी आँखों में आनंद के कारण आँसू भर आये । अब उनकी भक्ति 
पूर्ण रूप से' पक्वावस्था को प्राप्त हुईैं। अंत में माणिक्कवाचकर रूपी 
जीवात्मा भगवान रूपी. परमात्मा में विलोन हो गयी । उस समय श्री 
माणिक्कवाचकर की आयू 32 वर्ष की थी । 


इतनी छोटी आयु में उन्होंने भक्ति-भावना के कारण जो-जो स्तुति- 
गीत रखे, वे भले ही स्वांत: सुखाय रचे' गये हों, परन्तु वे गीत पीछे की 


संत माणिक्कवाचकर 43 


संततियों के भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने में बहुत ही उपयोगी रहे । 
साधारण मानव इतने कम समय में इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता ' 
है। प्रसिद्ध शव संत तिरुनावुक्करशर इन्हें नंदिदेव (नंदिकेश्वर) अवतार 
मानते हैं। कुछ लोग इन्हें मुनियों में एक मानते हैं। कुछ शैवपुराणों 
में इन्हें शिवगणों में एक कहा गय्रा है। ऐपा महिमामय जीवन था, श्री 
माणिक्कवाचकर का । 


साणिक्कवाचकर की रचनाएं : 


माणिक्कवाचकर की रचनाएँ दो हैं। एक है 'तिरवाचकरम” और” 
दूसरा है 'तिरुकोवेयार' | माणिक्ववाचकर ने समय-समय पर विभिन्न 
स्थानों में भगवान शिव की जो स्तुति की थी या महिमा गायी थी, उन्हीं 
का वृहत संग्रह है तिरुवाचकम ! तिरुवाचकम' के पद भक्तिभाव से 
ओतप्रोत हैं। जब जब इतका मन ईश्वर-भव्त से द्रवित हुआ तब उन्होंने" 
उसे कविता के रूप में प्रकट किया । इन पदों में पाठकों के मन को द्रवित 
कर देने की शक्ति है। जो कोई भी इन पदों को नियमित रूप से पढेगा, 
वह ईश्वर भक्त हुए बिना नहीं रह सकता। इन के बाद जो कोई संत 
कवि हुए उन्हें तिर्वाचकम' से प्रेरणा मिली । वे कई बार इसे! पढ़कर 
रोये हैं और आँसू बहाये हैं। जीवन के प्रारंभ काल में संस्कृत ग्रंयों का 
अध्ययत करने के कारण इनकी (कविताओं में वेद, उपनिषद्‌ के गंभीर भाव" 
झलकते हैं। इन्होंने दास्य भाव को अपनाकर अपने उदगार प्रकट किये 
हैं। तिरवाचकम्‌ में रहस्यवाद का भाव है। माणिक्कवाचकर अपने 
को जीवत्मा और भगवान शिव को परमात्मा मानकर देन्य भाव के द्वारा 
अपने मन की बातों को कविताओं के द्वारा व्यक्त किया है। अपने को 
तुच्छ से' तुच्छ व्यक्ति कहकर भगवान से प्राथना करते हैं कि मुझे 
उबारो। 

तिरुवाचकम्‌ में कुछ 056 पद हैं। ये 5। 'पतिकर्मों (कई पदों 
का संग्रह एक पतिक्रमू है।) में बंदा हुआ है। इनमें पहला शिवपुराण 
है। यही सबसे श्रेष्ठ 'पतिकम्‌” है। यह 95 पंक्तियों का है। तिरुपेरुं-- 


44 दक्षिण के संत 
ढुरे में रहते सम्थ उन्होंने इसकी रचता की थी । इसमें शिवजों के गुणों 
'का वर्णन कई विशेषण--शब्दों का प्रयोग करके किया गया है। प्रारंभ 
में माशिक्कवाचकर यों कहते हैं--“मैं शिवाजी को प्रणाम करता हूँ । वही 
सब का स्वासी है। उसके चरण सदा मेरे मन में रंगे रहें। क्षण-भर 
भी उसे नहीं भूलंगा ।! चूंकि वे पहुंचे हुए संत थे, इसलिए वे जानते 
'थे कि कई जन्म लेने के बाद मानव इस जन्म को प्राप्त करता है। इस 
सम्बन्ध में वे कहते हैं--“मैंने क्या-क्या जन्म नहीं लिया ? घास-फूसः 
'पेड-पौधे, कौड-मकोंडे, पशु-पक्षी सब रूपों में मेत्ते जन्म लिया था और 
असंख्य यातनाएँ सही थीं। अंत में तुम्हारे साक्षात्कार के कारण मानव 
जन्म मिला। में आगे क्षण भर के लिए तुमसे अलग नहीं रह सकंगा। 
में तो अज्ञानी हँ। तुम ही ज्ञान का प्रकाश लेकर आये और अज्ञान से 
मुझे छडाया ।” इस प्रकार शिवपुराण के द्वारा अपना अनुभव बताकर 
-“माणिक्कवाचकर ने लोगों को उपदेश दिया है। इन पंक्तियों का नित्यप्रति 
पाठ करने वाले सच्चे शिवभकत बनेंगे और संसार के बंधनों से मुक्त हो 
'जायेंगे। इसप्तें परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा जो तडपती है 
उसका सुन्दर वर्णन किया गया है। यह रहस्यवाद का एक अच्छा 
उदाहरण है । 

इसके अतिरिक्त उनके रचे गये पदों का परिचय, उनके रखे गये 
“स्थान के अनुसार चीचे दे रहे हैं । 


तिरुपेरुंदुरे में रचे गये पदों में अरपुदफ्तु शेश्निपत्तु, अतिशयपत्तु, 
'शेत्तिलापत्तु, आशेफ्तु, कुढ्ठ त्तप्तु, अरुछपत्त्‌ अडेक्कलप्पत्तु आदि हैं। 
इस सब रचनाओं में दस-दस पद हैं । 


अपुतपत्तु में :- भगवान ने, उन्हें इस माया भरे संसार के प्रलोभनों, 
'आकर्षणों और अन्य प्रकार की बुराइयों से बचाकर जों अपनाया उस पर 
“वे आश्चय प्रकट करते हैं। वे कहते हैं--“स्त्रियों के सौन्दर्य के वशीभूत 
“होकर मैं सुख भोगों में अपना पूरा जीवन व्यर्थ करता रहा। तुम ने ही 
य्मझे सदगति दी ।” इसमें विशेषता यह है कि माणिक्क्रवाचकर जीवन-भर 


संतर माणिक्कवाचकर 45. 


अविवाहित रहे। उनके जीवन में किसी प्रकार का कलंक नहीं था | 
फिर भी इस प्रकार क्‍यों कहते हैं ? उन्होंने समस्त जीवत्माओं की स्थिति 
का, उनका प्रतिनिधि बनकर यों वर्णन किया है : 


शेन्निपतु :-शेन्नि का अर्थ है सिर, पत्तु का अर्थ दस पदों में । माणि- 
क्क्रवाचकर स्त्री पुरुष सबों से अपने आत्मानुभव को बताते हैं-- भगवान 
ने अपने गणों के साथ सुन्दर वृक्षों से भरे स्थान में दर्शन दिये और मुझे 
अपनाया। उन्होंने कृपादृष्टि से मुझे अजन्मा बना दिया। आप भी 
प्रार्थना करके अपने जीवन को क्ृतार्थ कर लीजिए । मैं चाहता हूँ कि इस 
तुच्छ प्राणी का सिर सदा उनके चरणों से लगा रहे ।” 


अतिश्यपत्तु :-माणिक्कवाचकर इसमें भगवान से निवेदन करते हैं 
कि अज्ञानता-वश पंचाक्षर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। ज्ञातियों की 
संगति से अलग रहा । इस नश्वर संसार को शाश्वत समझता रहा। 
रोगों से भरे इप शरीर को सत्य समझ कर भ्रम में पड़ा रहा । भगवान 
ने जो समस्त रत्तों का ज्योतिर्पुज है, मुझे अपनाया और अपने भक्तों 
की मण्डली में मुझे मिला लिया। भगवात्त की इस कृपा को देखकर: मुझे 
आदचरय होता है । 


शेत्तलापतु में :-शिवजी के साक्षात्कार से जो अत्यधिक आनंद 
प्राप्त हुआ उसके संबंध में कहा है। जीवित रहने के लिए शरीर आधार 
है। फिर भी उप शरीर को निर्जीव वस्तु के समाव समझ कर भगवान 
में जो अपना ध्यान लगाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान के उदय होते हूगे 
जीवात्मा शरीर से निकल जाती है और शिवजी प्रकाशमान हो जाते हैं । 
परमहंसो पनिषद के मंत्र---“स्ववपु: कुणयमिव दृश्यते (अर्थात्‌ ज्ञानी अपने 
शरीर को शव के समान समझता है) का भाव इन समाप्त पदों में परि- 
लक्षित है। अंत में वे कहते हैं-- हे भगवान्‌, तुमने कहा, मैं ही तुम 
हूँ, इसलिए तुम मुझमें आकर फिर लीन हो गये ।” इप् में भी जीवात्मा- 
परमात्मा तत्व द्रष्टव्य है । 


-46 दक्षिण के संत 


आशेपत्तु :-आइपत्तु में कहते हैं कि यह जीवात्मा तुम्हारा ही अंश 
है। इस नश्वर शरीर में वह ऐसा कह रहा है जैसे इमली का गृदा 
पकने पर उसके छिलके से अलग रहता है। इस संसार के जीवन का खूब' 
अनुभव कर चुका हूँ। अब आपसे मिलकर रहने में जो परमानंद मुझे 
मिलता है उसी की मुझे इच्छा है। संघ्तारिक जीवन से भरा हुआ है। 
'तुम में जो लीन हो जाता है उसे कोई भय नहीं है । 


कुलैत्तप्तु:- में कवि अपनी दुबंछताओं को बताकर भगवान से 
'ग्रार्थना करते हैं कि आगे भी मुझे इस शरीर में बंद करके मत रखो | मैंने 
तो पहले ही अपने को तुम्हारे सुपुर्दे कर दिया है। तुम अब जो चाहो 
क्रो। इस में शरणागति तत्व का सुन्दर प्रतिपादन है । 


अरुछपत्त :-के दसों पदों में भगवान की कृपा का पात्र बनने की 
इच्छा प्रकट करते हैं। वेशीघ्र ही इस माया भरी दुनिया से निकल 
'भागना चाहते हैं। 

अडेकलपत्त :-अडकलम' का अर्थ है शरण में जाना। भगवान के 
चरणों में वे अपने को अपित करते हैं और निवेदन करते हैं कि मुझ 
अपनोाओ । इत पदों में सुखभोग का खण्डन करके इन्द्रिय-निग्रह की 
आवश्यकता बताते हैं । 


इस प्रकार तिरुपेरुंदुर नामक स्थान पर रचे गये अन्य पदों में भी 
"सुख भोग का खण्डत करके अठल भक्ति को अपनाने की जबरदस्त प्रार्थना 
'की है। वे भगवान की कृपा और चरणों के अलावा और किसी वस्तु की 
'कामता नहीं करते हैं। ऐहिक सुखों को उन्होंने तुच्छ बताया है। उन्होंने 
बार-बार कहा है कि भगवान को पाने के लिए शारीरिक और मानसिक 
शुद्धता की आवश्यकता है। शिव साक्षात्कार हो जाने पर वे अत्यन्त 
प्रसन्न होकर कहते हैं--+ मुझे धन, कीति, भूमि, स्वर्ग, शिवजी के वैरी कीं 
मित्रता आदि नहीं चाहिए। भगव्रात के चरण मिल जाएँ, तो पर्याप्त 
है। अन्य रचनाओं तिरुच्चतकम, पंडायनानमरे, पॉडियपतिक्रम, प्रायनता- 
पपत्तू, तिस्वेणया, पुणचिपत्त आदि के नाम' उल्लेखनीय हैं । 


अंत समाणिक्कवाचकर 47 


चिदंबरम में पहुँचते-पहुचते माणिक्कवाचकर का मन और अधिक 
औदढ वत गया। भक्ति की भावना मानों अपना बांध तोड कर निकल 


हि. 


गयी है। ऐसा लगता है। यहाँ जितने भी पद गाये थे, उन नब में 
पचिदंवरम में विराजे भगवाव नटराज की महिमा और कीति है। भगवान 
का साक्षात्कार तो यहाँ भी कई बार हो गया । उस्त आनंद में उन्होंने 
दूसरों को उपदेश दिया है कि भगवान के चरण की प्राप्ति के बिना हमारे 


संकटों का निवारण नहीं हो सकता है । 


माणिक्कवाचकर ने अपने पर्यटन के समय ग्रामीण स््रियों के खेल 
आदि को भी देखा है। उन खेलों के खेलने वालियों के मुँह से भगवान 
की महिमा बतायी है । 'तिरुउंदियार” नामक खेल में लड़कियाँ पत्थर को 
थ्या कच्ची फली को उछालकर खेलती हैं। चाह्ल ? दूसरे प्रकार का खेल 
है, जिसमें हर लड़की दूसरी से प्रश्न करती है और वह उपयुक्त उत्तर देती 
'है। 'तिरुनेल्लाणम' तीमरे प्रकार का खेल है जिपमें लड़कियाँ तिला, 
'तैला ' कहती हुई और तालियाँ बजाती हुई गाती हैं। 'तिरुपोच्रूरुछ! में 
'लड़कियाँ गाती हुई झूला झूलती हैं। माणिक्क्रवाचकर ने इन सब खेलों 
'का परिचय देते हुए उन खेलनेवालियों द्वारा ईश्वर भक्ति का महत्व भी 
बुलवाया है । 


तमिल साहित्य में भ्रमर और पक्षी द्वारा सन्देश भेजने की रीति 
"रही है। माणिक्कवाचकरने कोयल और भ्रमर को संबोधित करके कहा 
है कि हे भ्रमर, हे कोयल, तुम अपनी मीठी वाणी से भगवान की महिमा 
गगाओ ।' 'कुयिल पत्त” और कोत्तुम्बी' में सन्देश के मधुर गीत हैं । 


'तिरुप्पडे एकछुच्ची और तिरुप्पडे आट्ची दो-दो और रचनाएं हैं। 
'तिरुप्पडे एक्ुच्ची का अथ है सैन्य का युद्ध के लिए तैयार होना। यहाँ 
'अज्ञानता से युद्ध करने के लिए ईहवर के ताम को नगाड़ा, ईश्वर को सैना- 
अध्यक्ष, विवेक को छत्र, विभूति को कवच, आकाश को राज्य और काम- 
ऋरोधादि को रिपु बनाया गया है। दूसरे पदका अर्थ है सैन्य का शासन । 
यहाँ हमारे मन पर भगवान का शासन हो, इसकी इच्छा प्रकट की गयी है । 


46 दक्षिण के संतः 


तिरुप्पलकी एलछुच्ची इनका बहुत ही सुन्दर और मधुर गीत संग्रह 
है। इस में के दसों गीत प्रात: काल में गाने योग्य हैं। माणिक्क्रवाचकर 
इन पदों के द्वारा भगवान से विनीत भावसे प्रार्यवा करते हैं--हे वृष्टि के 
मूल ! अपनी शब्या से' उठकर हमारी ओर कृपा दृष्टि फेरिये । परोबरों में 
कमल खिल गये हैं। पक्षी चहचहाने हगें हैं। नक्षत्र छि। गये हैं। 
सूर्य पूर्वी दिशा में उदित होने लगा है। मंदिरों में शंख बजने लगे हैं ॥ 
आपके भक्‍त आपके दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। और इजिलंब्र ररना 
कृपाभिध, आपके लिए शोमा नहीं देता है। कृपया उठिये। इस पद संग्रह 
में प्रात:काल के सुन्दर दृश्यों का वर्णत अत्यंत आकर्षक और मधुर ढंग से 
किया गया है जो बार बार पढ़कर रसास्वादन करने योग्य है । 


तिरुवेम्बाद : यह माणिक्कवाचकर की प्रसिद्ध रचता है। गेय फ्द 
हैं जो तिरुवण्णामले में गाये गये थे । यहाँ रहते समय उन्होंने देखा कि 
कुंवारी लड़कियाँ प्रातःकाल उठकर स्तान करके भगवान का नाम' जपते 
हुए मंदिर की ओर जा रही थीं। माग्गशीर्ष करा महीना था। जाडा पड़ 
रहा था। तब भी वे लडकियाँ देवी की पूजा करने जा रही थीं। उस 
समय ये गीत रचे गये । उत्तरायण काल देवों का दिन माना जाता है 
और दक्षिणायन रात मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास दक्षियायत का अंतिम 
समय होने से उसे देवों का प्रातःकाल या ब्रह्मयुहुतें मानते हैं। ब्रह्ममुह॒ते 
ही भगवत्‌ ध्यान के लिए उपयुक्त समय है । इम लिए उस समय भगवान की 
प्रार्थना करने से लाभ मिलता है। कुंवारी लडकियाँ सवेरे :5४र सोने- 
वाली अपनी सहेलियों के घर जाकर उन सबको जगाती हैं। फिर सब 
मिलकर तालाब में स्तान' करने जाती हैं। फिर भगवान का गृणगान' 
करती हैं। इन सवका सुन्दर और मधुर वर्णन इन बीसों पदों में हुआ है। 
तिर्वेम्बावे इतता प्रसिद्ध है कि यह केवल तमिलनाडु में ही न” वाईलान्ड 
और जावा आदि विदेशों में आज भी गाये जाते हैं। लोगों »। वश्वास' 
है कि इन गीतों को नियमित रूप से गाने से देश की समृद्ध झातों है। 
अविवाहित लडकियाँ ब्रतादि करने जब उनको गाती हैं तब्र क्रो मत 
चाहा पति मिल जाता है। इसमें जीवात्मा-7रमात्मा तत्व क' प्रतिपादने 


संत माणिक्कवाचकर 49 


है। भगवान परमात्मा हैं, सोनेवाली कन्यायें अउ्क्त्र जीवात्मा हैं। जगाने 
वाली कन्यायें पक्‍वावस्था को प्राप्त भक्त के समान हैं। निद्रा अज्ञानता 
है। ईदव्वरत्व स्तान करने का जल है। इस प्रकार इन पदों में एक साथ 
लौकिक-अलौकिक बातें रहती हैं । 


तिरुअम्मान : यह भी बीस पदों का 'पतिकम है। यह भी तिरु- 
वण्णामले में रचा गया। तिरु-+-अम्माने दो शब्दों का बता हुआ शीष॑क 
है, जिसका अय॑ सुन्दर है। अम्माने एक प्रकार का खेल है जो साधा- 
रणतः स्त्रियाँ खेंलती हैं। तीन लकडी के गोल टुकडों को हाथ से उछाल 
कर खेलते हैं। खेलते समय प्रत्येक हाथ में एक टुकडा रहता हैं और 
एक ऊपर फेंका जाता है। इस शीघ्रता से खेलते हैं कि तीनों बारी- 
बारी से ऊपर नीचे जाते-आते रहते हैं। इस खेल के समय भी गाने 
की प्रथा रही है। इन बीसों पदों के अंत में अम्भाने दब्द का प्रयोग 
से किया गया है। इसमें एक स्त्री के द्वारा दूसरी स्त्री से कवि ने यह कहल- 
वाया है कि तिरुपेरुंदुर के मंदिर में विराजमान भगवान ने उसे केसे 
अपनाया । हम मिलकर गावें और संसार को उनकी महिमा बतावें । 


तिरुवाचकम क्षीरोदधि है। जैसे क्षीरोदधि में जिस घाट में भी 
उतरें बह मीठा लगता है वेसे तिरवाचकम' के कुल 656 पदों में जिस किसी 
को हम पढ़ें वह मधुर लगता है। भगवान को प्रेम स्वरूप मान कर गाया है । 
उनकी कृपा से बढ़कर संभार में उनको सुखप्रद वस्तु नहीं है। भक्त में 
विभोर होकर, आँसू बहाते हुए मधुर शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने जो' 
पद रचे हैं उन्हें गानेवाले, सुननेवाले दोनों भक्ति से द्रवित हो जाते हैं । इन 
पदों में भक्ति के साथ-साथ भाव' प्रवणता, शब्द और अर्थ सौन्दर्य मिलते 
हैं। वेद और उपनिषदों के तत्वों को इन पदों में हम पा सकते हैं । भवित 
के क्षेत्र में श्री माणिक्कवाचकर ने, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जो अनुभव 
प्राप्त किया उन्हें सुन्दर पदों के रूप में रखा है। इसे वेद और उपनिषद 
के तत्वों का सारांश कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी । जी. यू. पोफ ने इसका 
अनुवाद अंग्रेजी में किया है। तिरवाचक्रम तमिल के भक्ति साहित्य का 
अद्वितीय ग्रंथ है । 


4) 


50 दक्षिण के संत 


तिरुकीवैयार :-माणिक्कवाचकर का एक लत प्रबंध काव्य है। इस 
में दो शब्द हैं तिर-+-कोवेयार। तिरु का अर्थ सुन्दर है, कोवेयार--एक 
प्रकार के श्रेष्ठ प्रबंध काव्य को कहते हैं। यह ग्रंथ तमिल साहित्य का 
पुराना प्रबंध काव्य माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं 
इनसे कहा (तब्राह्मग के वेष में आकर) कि इस प्रकार का प्रबंध लिखो | 
माणिक्कवाचकर बोलते गये और भगवान अपने हाथ से लिखते गये । 


यह एक प्रकार का प्रेम काव्य है। इसमें कुल 400 पद हैं । इस 
प्रत्रंध को लिखते का उद्देश्य ज़ीवात्मा-परमात्मा का संबंध बनाना मात्र है। 
उनके लिए एक कथा को साधन बनाया गया। वास्तविक उद्देश्य कथा 
लिखना नहीं है। ऊपर से देखने पर इसमें लछौकिक प्रेम' का वर्णन है। 
परंतु इस में गंभीर आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिपादन हुआ है । 

एक यूवक एक युवति से मिलता है। वह पहाडी स्थान है। उस 
स्थान पर उसके अलावा और कोई नहीं है। तब दोनों एक दूसरे से प्रेम 
करते हैं। फिर विवाह करके जीवनयापन करते हैं। बड़े सुख से उनके 
दिन कठते हैं। एक दिन वह किसी कार्य से विदेश चला जाता है। लौटने 
में काफ़ी दिन लग जाते हैं। .दोनों को वियोग का दूख सताता है। पति 
को अपेक्षा पत्नी को उससे अधिक पीड़ा होती है। वियोग के दुःख को 
सहते हुए वह उस दिन की प्रतीक्षा में है, जब वह लछौटकर आने को 
कह गया या। मिलन की तड़प तीत्र होतो जाती है। आखिर मिलन 
होती है : 

. इसे जो पढ़ते हैं वे अपनी रुच के अनुसार अर्थ लगायेंगे। वेदों 
को. जानने वाले इसे पढ़ेंगे तो वे इसे वेद का निचोड कहेंगे, योगी लोग इसे 
आगम कहेंगे, कामुक लोग इसमें कामशास्त्र-आनन्द पायेंगे । तक शास्त्री 
इसे तक शास्त्री कहेंगे, वेयाकरण और काव्य शास्त्री क्रमशः व्याकरण 
और काव्प्शास्त्र कहेंगे । वास्तव में यह आध्यात्मिक भाव से भरा 
हुआ सुन्दर और गंभीर प्रबंध है। जो जैप्ता' दृष्टिकोण लेकर देखते हैं 
' बसा दिखाई पड़ना इस ग्रंथ की विशेषता है। सभी दृष्टि से कांब्य 
ग्रंथ अच्छा माना जाता है । 


संत माणिक्कवाचकर 5] 


कोई-कोई तिरुक्रोवेयार को श्री माणिक्कवाचकर का रचा हुआ नहीं 
मानते हैं। परंतु अधिकतर विद्वानों का मत है कि यह उन्हीं का रचा 
हुआ है। इन दोनों काव्य ग्रंथों को तमिल साहित्य और तप्रिल भाषियों 
को देकर माणिक्कवाचकर अमर कीति के पात्र बने। 


लेखक : एम. सुब्रह्मण्यम, पांडिचेरी 


! 3» ।॥ 


६3 


जगढूभुरु शी. शेकशचार्थ 


7७ न 


दक्षिण भारत के प्रथम कोटि के महान सन्तों में जगद्गूरु श्री. शंकरा- 
चाये का नाम सर्वथा प्रथम गणनीय है। उतन्त को साधारणतः अद्वत 
सिद्धान्त का प्रचारक और अलौकिक महात्मा ही माता जाता है। परन्तु 
हम उस महापुरुष को हिन्दुस्तान की असछी भावात्मक एवं आध्यात्मिक 
राष्ट्रीयता और प्राचीन काल की राष्ट्रभाषा संस्कृत के 'प्रथम' प्रचारक कह 
सकते हैं, क्योंकि उन दिनों की सब से अधिक प्रयलित भाषा संझ्कृत के 
सहारे उन्होंने अपने काल की दुनिया के सामने भारत के अद्वितीय एवं अब- 
इवर आदर्शों और सन्देशों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रखने का अत्यन्त 
कठिन कार्य किया था। निस्मन्देह श्री. शंकराचार्य अपनी असाधारण 
प्रतिभा और परिब्राजक की सी कतेव्य-निष्ठा' के बल पर तथाम हिन्दुस्तान 
के लोगों को एक सुन्दर और सुखइ आध्यात्मिक साम्राज्य की परिसीमा के 
भीतर हमेशा के लिए खींच छाकर धामिक्र एकता के अट्ठ सूत्र से बाँध 
रखने के महान काये में पूर्ण रूप से कामयाब हुए हैं। अतएवं इस बीसवीं 
सदी के नवीनतम' युग में भी भारत के लोग उचको परम' श्रेष्ठ गुरुदेव और 
महान आचाये मान कर पूजते हैं। वे सच्चे अर्थ में सवदा 'जगदगुरु ही 
माने जाएंगे, इस में मतभेद होना संभव नहीं है । 


जगदगरु श्री. शंकराचार्य 53 


जन्म और बचपन :- 

श्री, शंकराचार्य का अवतार केरल राज्य के कालर्ि! नामक पहाडी 
गाँव में हुआ था. । 'कालटि प्राचीन 'तिरुवितांक्र! (ट्रावनक्र) रियामत 
की उत्तरी सरहद पर धूर्णा' अथवा पेरियार नदी के किनारे बसा हुआ 
एक छोटा-सा सुहावना गाँव है। पुराने ज़माने में यह गाँव कोच्चिन के 
राजाओं के अधिकार में था। कहा जाता है कि श्री. शंकराचार्य के अवतार 
के पहले 'कालटि का कोई दूसरा नाम था, जो इस समग्र किसीकों मालम 
नहीं है। लेकिन जब भगवान्‌ श्री. शंकराचायय ने अपनी आदर्श सेवाओं 
से सारे भारतवर्ष को अपने परों-तले झुकाया था, तब लोगों ने बड़ी खुशी से 
उनके जन्म-स्थल का पुराना नाम' बदल कर 'कालदि' रखा था, जिसका मतलूब 
मलयालम भाषा में पाँवों-तले' अथवा चरणों के नीचे होता है। सचमुच 
आचार्य ने समूचे हिन्दुस्तान को ही नहीं, बल्कि समस्त संसार को स्वेदा के 
लिए अपने पवित्र चरणों के नीचे असीम भक्ति और श्रद्धा के साथ नत- 
मस्तक कर रखा है। 


आज तक उपलब्ध कई प्रमाणों के आधार पर यही मही माना जाता 
है कि उत्ती कालटि' गाँव के 'केप्पलि इल्लम्‌” नामक एक नम्पृतिरी-बाह्मण- 
धराने में श्री, शंकराचार्य का जन्म सन्‌. 788 में हुआ था। आचार्य के 
थुण्यवान्‌ पिता 'शिवगुरु! एक बड़े भक्त ब्राह्मण थे। उनकी सौभाग्यवती 
माता का नाम आर्या अथवा विशिष्टा देवी बताया जाता है। श्री. 
शंकर इन्हीं माँ-बाप के इकलौते बेटे थे। हमारे देश के कई अन्य महा- 
पुरुषों के जन्म' के समान आचायें के जन्म के बारे में भी सैकड़ों दत्त-कथाएँ 
और दिव्य घटनाएँ जनता में फैली हुई हैं। उत्त सबसे यही बात जाहिर 
होती है कि वे कोई असाधारण देवी-शक्ति रखनेवाले महात्मा जरूर थे । 
उनको भारत के कई लोग स्वयं भगवान शंकर का अवतार भी मानते हैं । 
श्री. शंकर के बचपन के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 
है। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे पढ़ने-लिखने में बड़े प्रतिभा- 
शाली बालक थे; इसलिए सिर्फ सात या आठ सालों की छोटी अवस्था में 
ही उन्होंने अपनी मातृ-भाषा मलयालम तथा संस्कृत के तमाम' मुख्य काव्यों 


54 बक्षिण के संता 


और पुराणों का अध्ययन पूरा किया था। उसके बाद वे वेदों और शास्त्रों 
के अध्ययन में लग गये । सचम्‌च उस समय के बालक श्री. शंकर को हम" 
उम्र में बच्चे' और इल्म में बढ़े! कह सकते हैं। 


कुछ विद्वानों का कहना है कि श्री. शंकर के पिता शिवगृरु का स्वर्ग- 
वास अपने पुत्र-रत्न के जन्म के दो चार महीनों के पहिले ही हो चुका था, 
जिससे आचार्य को विधवा-पुत्र मात कर केरल के कई लकौर के फ़कोर 
नम्पृतिरी-ब्राह्मण लोग उन्त पर भी भ्रष्ट सन्‍्तान होने का बड़ा कलंकः 
लगाया करते थे। लेकिन दूसरे कई लोगों की राय है कि श्री, शंकर के 
पाँचवें वर्ष में ही शिवगृुरु परलोक सिधार गये । चाहे जो हो, यह सभी 
मानते हैं कि आचायें के उपनयन-संस्कार के अवसर पर उन के पिता इस 
दुनियाँ में नहीं थे। उन की माता ने अपने लाडले पुत्र के पालन-पोषण में 
कोई बात उठा न रखी थी। उपनयन-संस्कार के बाद श्री. शंकर अपने 
ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट हुए और वेदों तथा अन्यान्य धर्म-ग्रन्थों के गहरे 
अध्ययन में पूर्ण रूप से लग गये । उन दिनों कई प्रकार के अलौकिक एवं 
आइ्चय॑पूर्ण काम करके उन्होंने सारे देश में अनितर-साधारण प्रशस्त प्राप्त 
कर ली थी। अतः हमारा यह विचार है कि यहाँ उनमें से एक-दो मनो- 
रंजक घटनाओं का संक्षिप्त परिचय देना अनुचित न होगा । 


लडकपन के चमत्कार :- 

एक बार अपने अन्य . कई साधारण. सह पाठी ब्रह्मचारी-बालकों 
के साथ अपनी कुटी से श्री. शंकर भिक्षाटनाथथ निकले । घूमते-घूमते” 
वे सब एक पुराने टूटे-फूट घर .के ,सामने (जा पहुंचे। .उस घर में 
केवल एक बुढ़िया ब्राह्मणी स्त्री रहती,थी । जब बालक श्री. शंकर 
उप्तके यहाँ भिक्षा माँगने गये तो उस गरीब स्त्री के पास चावल का 
एक कण भी नहीं बचा था | . इसलिए, वह बड़ी उदास, और ब्याकुल हो 
गयी । . स्वयं आँसू .पोंछते हुए अपने पास्त जो आँवछा मौजद था, उसी को 
ले जाकर उस देवी ने बड़ी श्रद्धा से ,श्री. शंकर, के . भिक्षा-पात्र में डाल 
द्विया । सर्वज्ञ और बुद्धिमात्त बालक, को, तुरन्त उस बढ़िया, की.असीम 
गरीबी का पूरा पता लग गया। इसलिए उन्होंने वहीं पर खड़े-खड़े 


जगद्गरु श्री, शंकराचार्य 55 


ऐश्वर्य-प्रदायिनी साक्षात्‌ श्री, लक्ष्यों देवी की खब स्तुति की । कहा जाता 
हैं कि उसी समय श्री. शंकर के स्तोत्र से अत्यन्त सन्तुष्ट होकर श्री, लक्ष्मी 
देवी ने वहीं आंगन में आसमान से हजारों 'सोने के बने आँवले” बरसा 
दिये । उन सब कनक के आँवलों को बालक श्री. शंकर ते उसी बुढ़िया 
को भेंट के रूप में चढ़ा दिया । बुढ़िया ने अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री. शंकर 
की हादिक आशीर्वाद भीं दिवव। इस प्रकार बालक श्री. शंकर ने उस 
दिन एक बढ़िया माता की भयानक गरीबी दूर करने के बाद ही वहाँ से 
अन्यत्र प्रस्थात किया था। लोग कहते हैं कि इम समय भी मध्य केरल 
में स््रण॑त्तमना' नामक जो धनी नम्पूतिरी-भवन विद्यमान है, वही उस 
बुढ़िया ब्राह्मणी का पुराना घर था। ऊपर लिखित आइचर्यमयी घटना 
का आभास उस धर के वर्तमान नाम से भी हमको जरूर मिलता है। श्री 
शंकर ने स्वयं उस समय जो लक्ष्म-स्तुति की थी, वही आज “कनक-धारा- 
स्तोत्र' के नाम से भक्त-जनों के बीच में खब प्रचलित है। अपनी अपहे- 
नीय गरीबी के पंजे से छटकारा पाने के इच्छक सभी भक्‍त लोग आज भीं 
बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ 'कनक-घारा-स्तोत्र' का पाठ प्रतिदिन 
सांझ-सबेरे किया करते हैं । 


माँ का स्तेह और सन्‍्यास का भोह - 


ब्रह्मचर्याअ्रम की सारी रस्में अदा करके श्री शंकर जब अपने घर 
बावस आंये तब वे अपने ज्ञात और पाण्डित्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो 
चुके थे। इसलिए उन की विधवा माता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंनें 
अपने प्यारे पृत्र की शादी जल्दी से जल्दी कर डालने का इरादा: किया।' 
लेकित श्री. शंकर का जीवन तो साधारण मनुष्य की तरह घरेल झंझटों में 
खप जाने के लिए नहीं बता हुआ था। वे अपनी माता की अभिलाषा के 
विरुद्ध स्वयं सन्‍्यासी बन जांने का संकल्प कर रहे थे। जब उन्होंने” 
अपनी माता को अपने पवित्र संकल्प की बात समझायी तब उस बेचारी 
को वह बिलकुल पसन्द नहीं आयी । वे अपने इकलौते. बेटे को सन्यास' 
केलिए यों छोडने को तैयार नहीं थीं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को 


$6 दक्षिण के संत 


उस समय सब्पयासी होकर दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी। मातृभकत 
श्री. शंकर ने भी तब अपनी प्रिय माता को एक दम' अप्रसन्न करके अपनी 
उप अभिलाषा को पूर्ण करना ठीक नहीं माता था। लेकिन उमर विकट 
परिस्थिति में श्री. शंकर सचमुच भारी दुविधा में पड गये और मत ही मन 
अगवान से माता को अपनी इच्छा के अनुकल बनाने की प्रार्थना करने 
लछूंगे | 


उस्त के बाद एक दिन वे पूर्णा नदी में स्‍्तान कर रहे थे। उप्च समय 
जदी के प्रवाह में अधीर होकर बढ़नेवाले किसी दुष्ट मगर ने उन्त रा पाँव 
पकड़ कर अपनी ओर जोर से खींचना शुरू किया। वे बिलकुल घबरा' 
उठे और उप्त मगर के कठोर पंजे सें बचने का पूरी कोशिश करने लगे । 
लेकिन वह काम उतना आसान नहीं था, क्प्रोंकि वह मगर उन्हें किसी 
प्रकार छोडकर जानेवाला नहीं था । तत्र बृद्धिमान श्रो. शंकर ने ऐन मौका 
पाकर अपनी प्रिय माता को रोते हुए चिल्ल-चिल्छा कर निकट बुलाया 
और आँसू बहाते हुए उन से यों व्याकुल स्वर में निवेदन किया-माँ, माँ 
कम से कम तुम मुझे इस मगर के मुंह में जाने के पहले-अपनी इस आसन्न 
मृत्य के पहले ही सही एक बार सन्‍्यास लेने की अनुमति दे दो । यदि तुम' 
इतनी कृपा करोगी, तो शायद यह मगर अब मुझे छोड़ देगा। नहीं तो, 
यह दुष्ट मुझ को ज़रूर पानी में डुबा लेगा और मेरा सर्वताश कर डालेगा | 
कहो माँ, अब क्या आदेश देती हो ?” अपने प्यारे पुत्र कीं ये दर्द-भरी 
बातें सुन कर बेचारी माँ ने, लाचार होकर, श्री. शंकर को उश्नी समय 
सन्यास लेने की अनुमति प्रदान की। कहा जाता है कि उसी दम श्री. शंकर 
तो उप भय।नक मगर के कठोर पंजे से अचातक बच गये और तैरते हुए 
न्दीके किनारे पहुँच कर अपनी दुःखी माता को साष्टांग प्रमाण किया । 
सच है, इस रहस्यपूर्ण संसार की प्रवाहशील नदी की अगाधता में जो माया- 
रूपी भयानक मगर रहता है, उसके ग्रास अथवा पंजे से मुक्त होने केलिए 
स्वार्थ और सर्वेस्व का परित्याग अत्यन्त आवश्यक है। कदाचित्‌ पूण 
सन्यास के अलावा दूसरा कोई सफल और श्रेष्ठ उपाय श्री. शंकराचार्य को 
उस समय नहीं सूझा होगा | 


'जगदग्रु श्री. शंकराचार्य 


गुरु की खोज में :- 

उपर्युक्त अद्भुत घटना के बाद किसी शुभ दिन के प्रातःकालीन 
ब्ह्म-मुह॒त में श्री. शंकराचार्य अपनी माँ की स्पष्ट अनुमति और असीम 
आशीर्वाद लेकर अपने लिए एक सुयोग्य गुरु जी खोज में उत्तर भारत को 
तरफ़ रवाना हुए । आने के पहले उन्होंने अफनी दुःखी माँ को समुचित 
सान्त्वना देते हुए यह वचन भी दिया था कि थे अपनी माता की मौत के 
पहले ज़रूर उन के निकट किसी न किसी प्रकार पहुँच जाएँगे । जब श्री. 
शंकर चले गये, उप दिन से उनकी माता श्री. आयदिवी को केवल अपने 
महान पुत्र के उज्ज्वल भविष्यकी मधुर कल्पता-मात्र से सबंदा आनन्दित 
रहने की एक प्रकार की अपूर्व सिद्धि भी संप्राप्त हो गयी। इसलिए उन्होंने 
अत्यधिक हुं और उत्साह के प्ताथ श्री. शंकर को विदा मात्र नहीं किया था, 
मगर अपने वियोग के शेष दिन पूरे आनन्द और उल्लास से काटने भी लगीं। 


श्री. शंकराचार्थ एक सुयोग्य गुरुवर्थ की खोज में कई पुण्य 
तीर्थों और प्रसिद्ध नगरों में घृमते-घमते एक रोज नमंदा नदी के किनारे 
एक ऐसे स्थान पर पहुचे, जहाँ एक सुन्दर पर्णकुटी बनी हुई थी । उत्त कुटी 
के भीतर श्री, शंकराचार्य ने किसी महान योगी को ध्यान-मग्न बैठे देखा, तो 
उस यतिवय के सामने जाकर वे नतमस्तक खड़े हो गये । वहीं वे बड़ी 
देर तक एकाग्र भाव से उन की ओर देखते ही रह गये । आखिर जब 
मुनि ने अपनी आँखें खोल कर देखा, तो युवक श्री. शंकर को अपने आगे 
साष्टांग प्रणाम करते हुए पाया। खुशी और अचरज के साथ उप्त महर्षि 
ने श्री. शंकर को दोनों हाथों से उठाया और बडे प्रेम से अपनी छाती से 
लगा लिया, मानों कोई दु:खी पिता अपने खोये पुत्र से पुन: भेंट कर रहा हो । 
फिर उस मुनि ने आइचय और आनन्द से पुलकित होकर आचाय॑ श्री. शंकर 
भगवान्‌ से ऐसा एक प्रइन किया- हे वत्स, तुम कौन हो ?” आचाये ने उन के 
उस एक मात्र विचित्र प्रघन का जो अद्भूत जवाब दिया था, वह संस्कृत भाषा 
में रचे' दस एलोकों के रूप में विद्यामान हैं। वे दर्सों महान्‌ श्लोक उसी दम' 
मन ही मन रचकर श्री. शंकर ने सुनाये थे। उन्हीं श्लोकों को आज हम 
“<दश-इलोकी” के नाम से पुकारते हैं और वे श्री. शंकराचार्य के लघु काव्यों 


58 दक्षिण के संत 


के अन्तगंत विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नमूने के लिए यहाँ उन में से 
एक मात्र सरल श्लोक का उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है जिससे इस बात 
का पता सब को लग सकता है कि आचार्य श्री. शंकर सचमुच कितने महान 
और गंभीर आत्मज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए उस 
योगी को यों सुनाया :- 

न भमिनतोयं न तेजो न वायुः 

न ख॑ नेन्द्रियं चा न तेषां समूहम्‌ 

अनेकान्तिकत्वात्‌ सुषुहयकसिद्ध- 

स्तदेकोवशिष्ट: शिव: केवलोहम 


आचाये का दिया गया जवाब सुनकर महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हो उठे 
उन्होंने श्री. शंकर को अनेकों दिव्य उपदेश दिये। उस के बाद शीघ्र ही' 
श्री. शंकर को सन्यास-धर्म की परम श्रेष्ठ दीक्षा भी प्रदान की। तब से' 
ब्रह्मचारी शंकर परम आचाये और सदुगृरु की पदवी के अधिकारी बन' 
गये । उन्हीं महात्मा योगी महर्षि का शुभ नाम “गोविन्दस्वामी! बताया 
जाता है। कई इतिहासवेत्ता विद्वानों की राय यह है कि वास्तव में 
श्री. शंकराचार्य के गुरुदेव 'गोविन्दस्वामी' नमंदा तदी के किनारे नहीं रहते 
थे, बल्कि वे हिमालय पहाड़ की किसी सुनसान तराई के रहने वाले थे और 
श्री. शंकराचार्य ते वहीं जाकर उनसे भेंट की थी। चाहे जो हो मगर 
इसमें कोई मत-भेद नहीं है कि 'गोविन्दस्वामी' नामक एक महात्मा ने ही 
श्री. शंकराचायें को सन्यास-धर्म की दीक्षा .दी थी, क्‍योंकि उन्होंने स्वयं 
अपने इस गुरुदेव 'गोविन्दस्वामी की वन्दना अकसर अपने सभी लघ काव्यों 
के आरम्भ में अवहय की है। इसके अलावा उन्होंने 'भज गोविन्दम 
नामक एक अलग छोटी-सी कविता भी रचकर गरू गोविन्दस्वामी के प्रति 
अपनी अपार श्रद्धा और गहरी भक्ति प्रकट की है। विवेक चडामणि 
नामक ग्रन्थ में भी श्री. शंकरात्नायें ने अपने गरुदेव गो विन्दस्वामी की वन्दना 
को है। कहा जाता है कि श्री. शंकरात्नाय .का सुप्रसिद्ध .. ब्रह्मयूत्र-भाष्य 
नहीं महात्मा गोविन्दस्वामी के अनुरोध और आदेश के अनुसार रचा 
गया था। 


जगदुगरु श्री. शंकराचार्य 59 


परिव्राजक और प्रवाचक :- 


सन्‍्यासी बनने के बाद श्री. शंकराचार्य को अपने गुरुदेव की सेवा में 
बहुत अधिक दिनों तक रहने की सुविधा नहीं मिली; क्‍योंकि उन्हें स्वामी 
जी के आज्ञानूसार पुण्यपुरी काशी जाकर अद्वैत वेदान्त-धर्म के प्रचार-कार्य 
में लग जाना पड़ा। वास्तव में श्री, शंकराचार्य अपने गृह से बढ़कर 
ज्ञानी और महात्मा हो गये थे, इसलिए उनके गृरु ने अपने शिष्य का 
महत्व जानकर ही उन्हें शीघ्र काशी जाने का समयानकल आदेश 
दिया था । 


स्वामी श्रीं. शंकराचार्य अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए 
काशी जाकर अद्वत सिद्धान्तों का प्रचार करने में तन-मन से लग गये । 
उत्तका वह काम उन दिनों की परिस्थिति में अत्यन्त कठिन और क्लेशपूर्ण 
था, क्योंकि तब काशी में कई बड़े-बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा पुरुष 
विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों और मतों के “कट्टर नेता” बने हुए थे और वे 
सब्र के सब मिल कर श्री. शंकराचार्य के नये दर्शन और सिद्धान्त के प्रचार 
को रोकने की कोशिश भी बराबर करते रहते थे। इसलिए श्रो, शंकराचार्य 
को अपने आदशपूर्ण धर्म का. प्रचार करने के लिए. उन तमाम साम्प्रदायिक” 
विद्वानों और नेताओं के साथ .ग्रंभीर वाद-विवाद करके उन्हें परास्त करना” 
पड़ता था । उन सब को हराये बिना श्री.. शंकराचार्य अपने श्रेष्ठ सिद्धान्तों 
को देश ,भर में. कदापि नहीं फेला सकते थे |. .उप्त जमाने में भारत में 
शव, वेष्णव, भागवत, .पंचरात्र, वेखानस, अग्निपुजक, जन, बौद्ध आदि 
कई मतों और सम्प्रदायों के लोग, रहते थे जो आपस में अपनी श्रेष्ठता साबित 
करने के इरादे से बराबर झगड़ा करते रहते थे,। . वे लोग अनेकों अछग 
अलग देवी-देवताओं की आराधना पर ज़ोर देते थे। . श्री, शंकराचार्य ने 
उन सब प्रकार के दलों के प्रमुख नेताओं को बड़ी आसानी . से खूब वाद-- 
विवाद कुरके तर्क,में जीत लिया और उन्हें भी अपने अद्वेत-सिद्धान्त क॑ 
समन्वग्रात्मक गरिमा समझाकर , अपने ही अनुयाय बना लिया। आखिर 
वे सब के सब एक न एक प्रकार से श्री. शंकराचार्य , के. शिष्य ही बन. गये .॥ 
इस प्रकार विभिन्न दलों और सम्प्रदायों के बीच में आध्यात्मिक एवं भाव- 


60 दक्षिण के संत 


'नात्मक एकता पैदा करके श्री. शंकराचार्य ने उस समय जो राष्ट्र-सेवा की 

थी, वह सचमृच सराहनीय थी। जब आचायें काशी नगर के अन्दर 
अपने आदर्श धर्म का पूरा प्रचार करने में सफल हुए तब उत की ख्याति 
'समूचे हिन्दुस्तात में फैलने लगी। दूर-दूर के सेकड़ों लोग उनके पृण्य- 
' दर्शन और सत्संग से छाभ उठाने के लिए काशी आने लगे । 


:क्राशी के चाण्डाल की परीक्षा : 


एक दिल प्रातःकाल श्री. शंकराचार्य गंगास्तान करने के बाद अपने 
आश्रम की ओर लौट रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक चाण्डाल को अपने 
“तीन-चार कुत्तों के साथ सामने से आते हुए देखा । आवचारये ने उस अछत 
'चाण्डाल से देशाचार के अनुसार ज़रा दूर हट जाने का आग्रह किया। 
' लेकिन उसने आचार्य की आज्ञा मानने से एक दम इतकार किया और उन 
'से यों पृछा--- हे स्वामिनू, ज़रा यह बताइये कि आप किस को अपवित्र 
और अछत मानते हैं? मेरे इस जड़ और नश्वर शरीर को अथवा अमर 
"आत्मा को ? आप किससे दूर हट जाने का आदेश देते हैं? जरा साफ 
साफ बता दीजिए । मैं आपकी बातें ठीक-ठीक नहीं समझ पाता। आप 
ग्तो अद्वेत-बादी महात्मा हैं न ? फिर छआछत का भेद-भाव आपके दिल 
में कैसे होता है ?” एक नीच चाणंडाल के मुँह से ऐसी तके-भरी बातें सुन 
र आचार को बड़ा अचम्भा हुआ। वे थोड़ी देर मन ही मन' उसकी 
"बातों पर विचार करने लगे । तब उन्हें अपनी भूल मालम हो गयी | वे 
'पछताते हुए उस चाण्डाल के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा माँगी। लोगों 
'का विश्वास है कि वहु चाण्डाल स्वयं भगवान्‌ शिवजी थे, जो श्री, शंकरा- 
चाय के ज्ञान और आचरण की वहाँ प्रत्यक्ष परीक्षा लेने के इरादे से एक 
पतित अछत के रूप में वहाँ आये थे। चाहे जो हो, इस घटना से एक 
बात ज़रूर मालम' हो जाती है कि एक हरिजन गरु ने ही उन दिनों जगद- 
गुरु श्री. शंकराचार्य को अद्वेतवाद के व्यावहारिक आदर्श का सच्चा' रहस्य 
और स्वरूप सिखा दिया था, जिस के बिंता उनका महान वेदास्त-मत भी 
बिलकुल अधूरा और असफल रह जाता। 


जगद्गरु श्री. शंकराचार्य 67: 


देशाठदन और विग्विजय' :-- 


जब काशी के प्रायः सभी पण्डितों को ज्ञान-चर्चा और वाद-विवाद में" 

राकर अपने सेकड़ों अनयायियों के साथ श्री, शंकराचार्य परिव्राजक की 
हैसियत से भ्रमण पर निकले, तो हर कहीं लोगों ने उनका स्वागत-सत्कार" 
खूब किया । जहाँ कहीं वे पहुँचते, वहाँ के विद्वाव और ज्ञानी लोग उनके” 
साथ वाद-विवाद करने के लिए आगे बढ़ आते । उन सबको श्री. शंकरा- 
चार्य के सामने आखिर सिर झुकाना ही पड़ता। अपनी हार मानकर: 
वे ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने पूरे दल-बल के साथ श्री. शंकराचार्य के प्रबल: 
समर्थक और पक्‍के साथी बन जाते। इस तरह अपनी ज्ञान-यात्रा में सब- 
कहीं पिजयी और यशस्वी होते हुए श्री. शंकराचार्य एक दिन प्रयाग जा 
पहुँचे । उन दिलों प्रयाग में मण्डन मिश्र! और उनकी धर्म पत्नी भारती 
देवी' का बोल-बाला था। वे दोनों अपनी विद्वत्ता और तक॑-कुशलता से” 
अपने राज्य के सभी लोगों पर अपना असाधारण प्रभाव डाला करते थे।. 
इसलिए वहाँ आचार्य श्री. शंकर को भी उन दोनों से विवाद करना पड़ा । 
महीनों तक शास्त्रार्थ और वाद-विवाद चलता रहा। अन्त में श्री शंकरा-- 
चाय की जीत भी हो गयी । लेकिन कहा जाता है कि यदह्मपि पण्डित 
मण्डन मिश्र' को परास्त करने में श्री शंकराचार्य को विशेष कोई कठिनाई' 
नहीं हुई, तो भी उन को असाधारण विदुषी स्त्री भारती देवी को वाद- 
विवाद में शिकस्त देना निहायत टेढ़ी खीर सा हो गया था। इसलिए 
उस देवी को हराने के लिए श्री. शंकराचाय को 'परकाया-प्रवेश” नामक एक' 
अलौकिक योग-सिद्धि का प्रयोग करके राजा अभरुक' के मृत शरीर में 
स्वयं दाखिल होना पड़ा था। कहा जाता है कि उस राजा के पद पर 
आचार्य कई दिनों तक विराजमान रहे और वहाँ का राजकाज संभालने में' 
भी अपनी असाधारण चातुरी प्रकट की । 'अमरुक' की रानियों के सहयोग 
में रह कर श्री. शंकराचार्य ने काम-शास्त्र का ज्ञान भी हासिक किया । इस 
तरह सन्‍्यासी श्री. शंकर को छोकिक काम-कलछा का परिचय भी प्राप्त हो 
गया और वे 'सर्वकला-वल्लभ' बत गये । उसके बाद ही वे सच्चे अथे 
में 'सर्वेज्' कहलाने लगे । भारती देवी को काम-शास्त्र के रहस्यों के सहारे भी* 


'02 दक्षिण के संत 


जब श्री. शंकराचार्य ने पूरी तरह से वाद-विवाद में परास्‍्त कर डाला तभी 
वे उन दोनों पति-पत्नियों को भी अपने नये धर्म में शामिल करा सके। यद्यपि 
श्री. शंकराचार्य की उस अपूर्वे और आइचर्यमय योग-सिद्धि के विषय में 
सन्देह और अविश्वास' करनेवाले लोग ही आजकल अधिक होंगे तो भी यह 
बात सभी मान लेने को ज़रूर तेयार होंगे कि पुराने जमाने में भी भारत 
की स्त्रियाँ खूब पढ़ी-लिखी और सुशिक्षित थीं और पुरुषों के बराबर दाश- 
निक और धामिक तके-वितर्कों में शरीक होने छायक प्रतिभा और दक्षता 
अवश्य रखती थीं। “मण्डन मिश्र' की स्त्रो 'भारती देवी' को इस का एक 
उज्ज्वल उदाहरण माना जा सकता है। 


'सन्‍्यासीमठों की स्थापना :-- 

धीरे-धीरे श्री. शंकराचाय के शिष्य और अनुचर भारत-भर में फेल 
गये, जिन में चार महान शिष्यों के नाम' मुख्य माने जाते हैं। उन चारों में 
भण्डन मिश्र भी एक अवश्य थे। नये वेदान्त-धर्म की दीक्षा लेकर मण्डन 
मिश्र! सत्यासी बन गये और आचाय के सर्वप्रथम न होने पर भी 'सर्वप्रधान” 
'शिष्प श्री सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हो गये । सर्वश्रीं पद्मपादाचार्य', 
तोटकाचार्य', और 'हस्तामलकाचाये' ये तीनों सनन्‍्यासी भी अपने गुरुदेव 
श्री, शंकराचार्य के सत्संग में सवंदा रहा करते थे। इन चारों महान शिष्य- 
रत्नों पर श्री. शंकर की विशेष प्रीति और कपा थी । इन शिष्यों की गुरु- 
भक्ति. तपस्या, विद्वत्ता, त्याग, साहस, सहिष्णुता आदि गुणों को प्रमाणित्त 
'करनेवाली कई आरचयंप्रद किवदान्तियाँ और दन्त-कथाएँ भी जनता में प्रच- 
अलित हैं, जिन सब का उल्लेख करना इस संक्षिप्त लेख में अतावश्यक प्रतीत 
होता है। श्री. शंकराचार्य ने अपने इन महान शिष्यों |की सहायता से भारत 
के चारों भागों में चार प्रमुल पीठों अथवा 'सन्यास-मर्ठों' की स्थापना की 
थी, जो अब तक विद्यमान हैं। वे मठ बदरी', पुरी, द्वारका और “ंगेरी' 
में हैं। इन मठों के अधीन और भी कई छोटे-मोटे मठ भी बने हुए हैं। सब' 
मठों में वेदान्त और शास्त्रों का प्रशिक्षण देने का अच्छा प्रबन्ध रहता है। 
इन सभी मठों के अलग-अलग महान आचार्यों की परंपरा भी होती है । उन्हीं 
आचार्यों को अपने प्रदेश के लोगों के धारमिक गुरु माना जाता है। कहा जाता 


जगवगुरु श्री. शंकराचार्य है 63 


है कि श्री. शंकरांचार्य अपने इन चारों श्रेष्ठ पीठों की स्थापना करने के 
बाद काइ्मीर चले गये । वहाँ उन्होंने 'सर्वेज्ञ पीठ पर समासीन होने का 
अपूर्व सम्मान और सौभाग्य भी प्राप्त किया । 


धकापालिक से भेंट :- 


एक बार किसी कापालिक की प्रार्थना पर श्री. शंकराचाये 
“काली देवी' की भेंट चढ़ाने के लिए अपना पिर देने लगे, तब उन के 
चार मुख्य शिष्यों में श्री पद्मपादाचार्य नें अपने गुरुदेव की रक्षा 
'करने के इरादे से उस नीच कापालिक का गला दबा कर उसे मार डाला 
था। इस तरह उस शिष्य ने हत्या का पाप करके भी अपने प्रिय गुरु 
की जान बचायी । लेकिन श्री. शंकर की आयू बहुत जल्दी खतम होने 
वाली थी। वे पघिफ़ 32 वर्षों की अल्पायु की जिन्दगी पूरी करके देह 
'मक्त होना ही चाहते थे, इसलिए उन को अपने उस भक्त शिष्य के उस 
आचरण पर विशेष आनन्द नहीं हुआ । 


मातु-मृत्यु और अन्तिम संस्कार :- 


वे अपने जन्म देश 'कालट की तरफ वहाँ से सीधे लौट आये 
क्योंकि वहाँ उनकी माता मृत्य-शय्या पर पड़ी हुई अपने प्रिंय पुत्र की 
बांद जोह रही थीं। श्रो, शंकराचार्य अपनी माता की सेवा और 
शुश्रूषा करने के लिए कुछ दिनों तक वहीं कालटि में अधिवास करते 
रहे और उस के बाद माता के निधन पर स्वयं सन्‍्यासी होने पर भी गहस्थों 
की तरह उन्होंने अपनी माता के शव का विधिपूर्वक दाह-संस्कार कर 
'डाला। कहा जाता है कि उत की माता की लाश का आखिरी संस्कार 
'करते समय केरल के कुछ ईर्ष्याल एवं लकीर के फक़्ीर नम्पृतिरी-ब्राह्मणों 
ने आचार्य की सहायता करने से साफ इनकार किया था, जिससे उन्होंने 
अपनी योग-शक्ति और दिव्यत्व के बल पर केले के कच्चे पौधों को काट- 
काट कर लकड़ी की जगह जलाने के काम में इस्तेमाल किया था। इस 
ब्तरह उन्होंने ऐप्ती कठिन परिस्थिति में भी अपने उत विरोधियों के दांत 


64 दक्षिण के संत 


खट्टे कर दिए। उस समर्थ आचार्य श्री. शंकर ने मातु-ऋण चुकाने की 
कठिनाई पर जो मामिक श्लोक लिखा था वह नीचे दिया जाता है :- 


आस्तां तावदियं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा' 

नैरुच्यं तनशोषणं मलमयी शब्या च सांवत्सरी 
एकस्थापि न ग्भभारभरण क्लेशस्य यस्याक्षमों 
दातूं निष्कृतिमन्रतोषि तनयस्तस्थे जननेनमः 


माता के प्रति अपना अन्तिम कर्तव्य पूरा करके जब वे कुछ दिन 
केरल में भ्रमण करते रहे तब एक और विशेष घटना हुई । 


एक दिन श्री. शंकराचार्य के अपार पाण्डित्य और असाधारण प्रतिभा 
की बड़ी प्रशंसा सुत कर केरल के किसी प्रमुख राजा साहब अपने किसी 
दूत को भेज कर उन्हें अपने दरबार में बुला लाने का प्रयत्न किया । लेकिन 
दूत की बातें सुन कर आचाये उस राजा के यहाँ जाने को राजी न हुए । इस' 
प्र राजा बहुत ही अप्रसन्न हो उठे और श्री. शंकराचायय को और भी प्रलो- 
भन देकर या डरा-धमका कर अपने यहाँ बुला ले जाने की कोशिश करते 
लगे। उन्होंने अपने मंत्री को सेना-सहित भेज कर श्री शंकराचार्य की 
खूब खातिरदारी करके पूरी राजकीय ठाट-बाट के साथ उन्हें अपने मह॒ल' 
बूला लाने का आदेश दिया । लेकिन मंत्री की प्रार्थना पर भी श्री, शंकरा- 
चार्य टपत से मस न हुए । उन्होंने मंत्री से इतना कहला भेजा कि तुम अपने 
राजा से जाकर मेरा यह निवेदन सुना दो कि वे अपने देश के प्रह्मचारियों और' 
सत्याप्तियों को किसी प्रकार का प्रलोभत दिखाकर मोहित करने या उन्हें 
धर्म-भ्रष्ट बनाने की चेष्टा न करें। आचार्य के आदेशानुस्तार मंत्री ने 
राजा के पास जाकर सारो बातें सुना दीं और स्वयं आचार्यदेव की बड़ी 
तारीफ़ की। आखिर राजा स्वयं श्रो. शंकराचार्य की सेवा में पेदल चले 
आये और बड़ी विनम्नता से अपने राज-मद और गर्व के लिए उन से क्षमा 
माँगी । इस तरह श्री. शंकराचार्य ने अपनी निस्पृहता और निर्भवता के 
सफल शास्त्रों का प्रयोग करके उस राजा को विशेष रूप से विनयशील एवं 


जगदग्रु श्री. शंकरात्ार्य 65 


विवेक्नी बता डाला। फिर राजा कई दिन श्री. शंकर के अनुपम सत्संग 
और अद्वितीय उपदेशों से लाभ उठाने के बाद स्वयं अपने को परम धन्य 


मानते हुए राजधानी की तरफ़ लौट गय । श्री. आचार्य देव भी काशी की 
तरफ चले गये । 


साधना और साहित्य-निर्माण :- 


काशी आकर आचार्य ने अपना शेष जीवन तीर्थाठल, ब्रह्म-चिन्तन, 
तपस्या, योग-साधता और ध्यान में ही बिताने का तिश्चय किया । अपने 
सभी श्रेष्ठ ग्रन्थों का निर्माण उन्होंने काशी में रहते समय किया था। यह 
सच है कि उन्र की रची ऐसी कई छोटी छोटी स्तुतियाँ और श्लोक मिलते 
हैं जिन की रचना उन्होंने अन्यान्य तीर्थों और मन्दिरों का सच्दर्शन करते 
समय ही को होगी । श्री. झंकराचार्य की प्रमुख रचनाएँ विषय की विवि- 
धता की दृष्टि से चार प्रकार की मानी जा सकतो हैं। गीता, उपनिषद्‌: 
आदि प्राचीन ग्रन्यों के भाष्य, मौलिक रचताएँ, स्तोत्र और मन्त्र-शास्त्र | 
इन्हीं चार प्रकार के विषयों के अन्तर्गत आचार्यदेव की समस्त रचताएँ आ 
सकती हैं। उन्होंने ब्रह्मवृत्र-भाष्य', दर्तों उपनिषदों के भाष्य, गीता का 
भाष्य, विष्णुसह॒त्ननाम का भाष्य, सनत्सुजातोय-भाष्य, हस्तामलकीय- 
भाष्य और ललिता-त्रिशती-भाष्य ये सात उत्कृष्ट भाष्य-प्रन्य रखे हैं । 
उन को मुख्य वेदान्त विषयक मौलिक, रचनाएँ विवेक चुड़ामरणि, आत्स/॥ 
बोध', उपदेश साहखरी', 'अपरोक्षानुभृति! आदि हैं जित को संख्या 33 के 
करीब हैं। शिवानन्द लहरी, सौन्दर्य छहरी आदि उन के रखे स्तोत्र- 
ग्रन्थों की संख्या लगभग 70 है। मन्त्र-शास्त्र पर उन का एक ही ग्रन्थ 
अब मिजता है, जित का ताम 'सर्वेक्त्र शास्त्र चूडामणि! है। इस तरह 
श्री. शंकराचार्य के रचे काव्य और ग्रन्थ अनेक एवं अद्वितीय हैं, जिन का 
संक्षिप्त परिचय देवा भी यहाँ संभव नहीं है । वास्तव में, श्री. शंकराचाय॑ 
ने अपनी 32 वर्ष की अल्पायु के अन्दर इतने अधिक महान कारें किये हैं, 
ग्रन्थों का निर्माण किया है और विश्व-व्यापक विख्याति प्राप्त की है, जिन 
सब का वर्णत करता किसी साधारण लेखक की शक्ति के बाहर की 
बात है । 


66 दक्षिण के संत 


महा समाधि :- 


जिस प्रकार श्री. शकराचार्य के जन्म के बारे में सेकड़ों सन्देश-भरी 
एवं आश्चयप्रद कहानियाँ प्रचलित हैं, उसी तरहु उतत की महा-सम्ाधि के 
सम्बन्ध में भी अनेकों अनिश्चित एवं अविश्वसनीय बातें फैडी हुई हैं ॥ कई 
विद्वान इतिहासज्ञों का मत है कि श्री. शंकराचायय का देहान्त सत्‌ 820 में 
हुआ था। वे कसे और कहाँ पर अपना शरीर छोड कर अमर बने, यह 
किसी को टीक से मालम नहीं हैं। कुछ लोगों की राय है कि उन्होंने 
हिमालय की महोन्नत चोटी कैलास-गिरि में रहते समय अपना शरीर छोड़ा 
था, तो अन्य कुछ लोगों का विश्वास है कि वे वृषाद्रि' में पहुँच कर महा- 
समाधि में लीन हो ग्ये। केरल के कई लोगों का मत है कि उन का 
शरीर-त्याग तृरिशवपेरूर अथवा (तुश्शूर के शिव-मन्दिर के अन्दर हुआ 
था। वहाँ इस समय जो 'शंख-चक्रांकित वेदिका' बनो हुई है, उसी स्थान 
को आचायंदेव की समाधि मान कर लोग पूजते आ रहे हैं। चाहे जो हो, 
यह समी लोग म नते हैं कि श्री, शंकराचार्य केवल ३32 साल तक ही इस 
संसार में सशरीर ज़िन्दा रहे थे और अपनी इस अल्पायु में उन्होंने सचमृच 
चिरायु और अमरत्व प्राप्त किया था । 


जगत्‌ को जगदगुरुकी देन :- 


श्री, शंकराचार्य ने अपने आचरणों और सिद्धान्तों द्वारा मखण्ड भारत 
का निर्माण किया था, जिसका आधार वेद्ान्त अबवा अद्वत-ध॒र्म था। 
धामिक और सांस्कृतिक धरातल पर भारत की भावात्मक एकता को 
परिपुष्द करने के महान कार्य में श्री. शंकराचाय को परिपूर्ण सफलता प्राप्त 
हुई थी। उन्होंने अपने समय में प्रचलित तमाम दुराचारों और अन्ध 
विश्वासों के विरुद्ध आवाज उठायी और समी सम्प्रदायों को मिला कर 
अद्वेत-धर्म के अन्दर लाने की कोशिश की )। किसी श्रेष्ठ और प्राचीन 
सम्प्रदाय का स्वनाश करना उन का कद्ठाति इरादा नहीं था; इसलिए 
उन्होंने सब सम्प्रदायों का सुधार करके उन्हें आदशोन्मुख बता लिया । 
श्री. शंकराचाय ने अपनी धामिक सहिष्णुता और समझदारी का परिचय 


जगदुगुरु श्री. शंकराचार्य 67 


भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की स्तुति करके प्रदान किया है । उन्होंने अपने 
तपस्यामय आदशे जीवन के द्वारा संगार को यह समझा दिया है कि वास्तव 
में प्रत्येक मनध्य मात्र नहीं, बल्कि हरेक जीव अमर है। उः की अनादि 
और अनस्त आत्मा का नाश कद्मपि नहीं हो सकता है। वह क्िप्ती का 
गुलाम नहीं हैं। वह सच्चिदानन्द स्व्ररूप है । संसार के सभी छुख और 
दुःख मन के विकार भात्र हैं। मानसिक मायाजाल में फंसी आत्मा को 
अपने सत्य का प्रकाश दृश्यमान नहीं होता है। इमलिए | माया के बंधन 
या आवरण से मुक्त होने के लिए आत्म-ज्ञान का अनुभव प्राप्त होना 
आवश्यक है। जब सच्चा आत्म-ज्ञान उपलब्ध होता है तब प्रत्येक जीव 
को इस का पता लगता है कि अपने सभी सुख-दुःखों का कारण स्वयं वही 
हैं। आत्मानुभृति प्राप्त होते ही मनृष्य स्त्रयं यह मानने लगता है कि बहु 
वास्तव में समस्त संप्तार का स्वामी और नेता ही है और उसही की आत्म- 
शक्ति अनादि और अनन्त है। इस प्रकार के अद्वितीय एवं क्रान्तिपूर्ण 
बआत्म-ज्ञान से भरे अमर सन्देशों द्वारा श्री. शंकराचाये ने मानव की अज्ञता 
और कमजोरी दूर कर उप्ते साहपी, सुखी और समर्थ बनाया है। उसे 
'जड़ता और निराशा के अन्ध कूप से निकाल कर नित्यानन्द के सुगम और 
'सुखद कममार्ग से अग्नसर होने की प्रेरणा प्रदान की है। श्री. शकराचाय ने 
साधारण से साधारण मूर्ख मनुष्य तक को भी आत्म-विश्वास और 
ईश्वर-विश्वास का महत्व और मर्म बता दिया है और उस को यह भी समझा' 
दिया है कि वह नश्वर जीव मात्र नहीं है, बल्कि अनन्त और अमर आत्मा 
है, जो स्वयं ईश्वर अथवा परमात्मा ही है। इस प्रकार 'ल्षुद्र मनुष्य और 
महान, ईश्वर--दोनों का भेद मिटा कर मानव की 'परिमित शक्ति! को 
'परमात्मा की 'अपरिमित विभूति' के समान बढ़ा देने में आचार श्री. शंकर 
के अद्वेत-वाद' को असाधारण सफलता अवश्य प्राप्त हुई है । 

श्री. शंकराचाये के अद्वैत-धर्म के अनुसार केवल “ब्रह्म मात्र ही सत्य 
और नित्य है। उसी ब्रह्म से इस विराट बिश्व के सृष्टि-स्थिति-संहार- 
रूपी सभी चमत्कार जाहिर होते हैं। ब्रह्म की व्याख्या कई सुन्दर और 
सार्थक शब्दों द्वारा की जाती है, जिन में परमात्मा, ईइ्वर, सत्‌, चित 
आनन्द, अजर, अमर, अनन्त, अज्ञेय, अवाच्य, नित्य, नेति आदि मुख्य हैं । 


68 दक्षिण के संत 


वेद-शास्त्रों की उत्पत्ति उसी ब्रह्म से मानी जाती है। इसलिए उनको 
ब्रह्म-प्रमाण' मानकर संपूज्य भाव से स्वीकार किया जाता है। ब्रह्म को 
स्वयं ज्ञान-स्वछूपी भी कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म मात्र को ठीक-ठीक 
जान लेने से संपूर्ण दृश्य और अदृश्य ज्ञान आप ही आप प्राप्त होने लगता 
है। प्रत्येक जीव का परम कतेव्य उस ब्रह्म का साक्षात्कार सर्वत्र करना 
है। उसके लिए प्रत्येक जीवत्मा को स्वयं परमात्मा के समान अविकारी 
आनन्‍्दमय, सर्वेज्ञ एवं मुक्त बन जाना जरूरी है। इस उच्चतम' अवस्था 
को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष-प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने सहज अज्ञान, 
अहंकार, भेद-भाव, फ्रतन्त्रता, विकार, विद्वेष आदि दोषों से पूर्ण रूप से 
बचना आवश्यक है। त्याग और तपफ्स्या के किना वह कभी संभव नहीं 
हैं। इसलिए श्री. शंकराचार्य ने संपूर्ण त्यागमय जीवन-चर्या को हीं परम" 
श्रेष्ठ धर्म बताया है। अपने इस धर्म का समर्थन करने के इरादे से उन्होंने 
वेदान्त के प्रमुख प्रामाणिक ग्रन्थों की महिमा जानकर उन पर स्वयं 
अपने ढंग के मौलिक भाष्य रचे थे । इस तरह गीता, उपनिषद्‌ वेदान्त- 
सूत्र आदि प्राचीन ग्रन्थों का नवीन रूप और भाव अपने ढंग से प्रस्तुत 
करने में श्री. शंकराचार्य का प्रयत्न स्वेथा सराहनीय है। वास्तव में 
व्यक्ति-धर्म के चरम विकास का सुन्दर और उज्ज्वल रूप हमको 
श्री. शंकराचाय के अद्वत-सिद्धान्त में मिलता है, जिसका महत्व संसार के 
समस्त धर्म, सम्प्रदाय और जाति के लोगों को, इस वर्तमान वैज्ञानिक युग' 
में भी, ज़रूर मानना पड़ता है । 


श्री. शकराचार्य की काव्य-गरिः 


संस्कृत-भाषा के सर्व श्रेष्ठ कवि कालिदास के समान श्री. शंकराचाय 
भी एक महान सरस कवि के रूप में भी पूर्ज जा रहे हैं। कविवर 
कालिदास का काव्य-क्षेत्र यद्यपि श्री. शंकराचार्ग के क्षेत्र से भिन्न था, तो भी 
श्री. शंकर की कविताएँ उनकी बराबरी करने लायक सरल और सरस हुईं 
हैं। यह सच है कि आचाये का रचना-क्षेत्र मनोरंजनात्मक एवं सुन्दर 
विहार-बाटिका होने के बदले निगृढ़ ज्ञान और जटिल दश्शन का गंभीर 
विवाद-क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ साधारण लोगों की पहुँच सहज नहीं है । 


जगदगुरु श्री. शंकराचार्य 69 


इसलिए आचाये के कलात्मक महत्व और कवित्व की प्रखर ज्योत्ति की 
ओर अपनी कमज़ोर आँखें फेरने की क्षमता बहुत कम' लोगों में पायी जाती 
है। चूंकि श्री, शंकराचाय प्रधानतः एक महान ऋषि या श्रेष्ठ सन्त के 
रूप में जनता के हृदय में श्रद्धेय स्थान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए कदाचित्‌ 
एक साधारण कवि की तरह उनको लौकिक सीमा के भीतर छाने का 
साहस कोई नहीं करता होगा । संभव है कि इसी कारण से वे एक कवि 
की अपेक्षा सिद्ध, ज्ञानी, योगी, तत्ववेत्ता, जगदगुरु, आदि नामों से अधिक 
पहचाने जाते हों , फिर भी, तटस्थ एवं विवेकपूर्ण अध्ययन से हमें यह 
अवश्य मानना ही पड़ेगा कि श्री. शंकराचाये जहाँ बड़े सन्‍्त और अद्वितीय 
ज्ञानी हैं, वहाँ कवि भी अच्छे हैं। उनकी 'शिवानन्द लहरी! 'सौन्दर्य- 
लहुरी' विवेक चुठामाणि' इत्यादि रचताएँ इसके लिए उज्ज्वल प्रमाण हैं । 


आचार शंकर के भक्त दार्शनिक एवं कवि-रूप के महान व्यक्तित्व 
का प्रकाश 'शिवानन्दछ॒हरी”' से लिये निम्न लिखित पाँच शलोकों से 
उपलब्ध हो सकता है। 


280 


वे विश्व-रचना और विश्व रक्षा का मर्म 'शिवानन्दलहरी' में एक 
जगह इस प्रकार समझा देते हैं--- 


“क्रोडार्थ सृजसि प्रपंचमखिल क्रीडामृगास्तेजना: 
यत्कर्मांचरित मया च भवतः प्रीत्ये भवत्येव तत्‌ । 

शंभों स्वस्थ कुतृहलूस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चित 
तस्मान्मामक रक्षणं पशुफ्ते कतेव्यमेव त्वया ॥* 


अन्यत्र वे विश्व के प्राणी मात्र की अथवा मनुष्य मात्र की मूखंता का 
बर्णन करते हुए यों बताते हैं-- 
“नित्यं स्वोदर पोषणाय सककानुद्विश्य वित्ताशया 
व्यर्थ पर्यटन करोमि भवतस्सेवां न जाने विभों । 
मज्जन्मान्त र-पुण्यपाक-बलत-स्त्वं शर्व सर्वान्तर- 
स्तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोव्स्म्यहम्‌ 7 


70 दक्षिण के पंत 


इतना ही नहीं, अपने चंचल मन का बुरा.हाल समझाते हुए भगवान्‌ 
शिवजी से पुनः यों प्रार्थना करते हैं--- 
“सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुच गिरो 
नट्त्याशाशाखास्वटति झटिति स्वैरमाभितः । 
कपालिन भिक्षों मे हृदयकरफ्मित्यन्त 'चपल 
दृ॑ भकक्‍त्या बद्धवा शिव भवदधीन कुरु विभो। 


ओर 
“मा गच्छ त्वमितस्ततों गिरिश भो मण्येव वास कुरु 
स्वामिन्नादि किरात मामकमन: कान्तारसीमान्तरे । 
वर्तेन्ते' बहुशों मृगा मदजूषों मात्सयंमोहादय- 
"स्तान्‌ हत्वा मृगया-विनोद रुचितालाभं च॒ संप्राप्स्यसि ।* 


इसी प्रकार वे अपने कर्म और लक्ष्य का परिचय भी बड़ी मामिक्रता 
से देते हैं कि-- 
“लत्पादांबुजमर्चयामि परम त्वां चिन्तयाम्यन्वह 
त्वामीशं शरणं ब्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो 
वीक्षां मे दिश चाल्षुषीं सकरुणां विव्येध्चर प्राथितां 
शंभों लोकगरों मदीय मनसस्सौख्योपदेशं कुरु ।” 
इन इलोकों से इसका पता लगता है कि श्री. शंकर कितने बड़े दाशें- 
निक भक्त एवं कवि रहे थे और उनका महान व्यक्तित्व कितना पूृजवीय 
रहा था। 


आखिर 'शिवानन्दलहरोी? के ही अन्त में अपनी “कविता-कन्यका 
के विशिष्ट गगों पर प्रकाश डालते हुए वे स्वयं यों गाते हैं :--- 
धसर्वालंकारयक्तां सरलपदयूता साधुवृत्तां सुवर्णा 
सदिभस्संस्तृयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणादयाम्‌ | 


जगद्गरु श्री, शंकराचार्य 7] 


उद्यदभूषा विशेषा-मुफ्गतविनयां द्योतमानाथ रेखां 
कल्याणीं देव गोरी-प्रिय मम कबिता-कन्यकां त्वं गहाण ” 


उपसंहार :- 


अत: इस में कोई सन्देह नहीं है कि श्री. शंकराचाये के काब्यों की 
सरस-मधुर भाषा, प्रोढ-गंभीर विचार, हृदयस्पर्शी मामिक भाव आदि सच्चे 
सहृदय-पाठऊ़ों के दिल और दिमाग को सर्वया अनिरवंचनीय आनन्द और 
सनातन सत्प्रेरणा प्रदान किये बिना नहीं रहेंगे । इसलिए उन की समस्त 
रचनाएँ श्रेष्ठ और आदर्श काव्यों के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती 
हैं। लेकिन किसी साधारण भावुक रसिक एवं नहवर कवि की अपेक्षा 
श्री. शकराचार्य का नाम' इस संसार में चिरस्मरणीय रहेगा, क्योंकि उन्होंने 
दूसरे कई लोकिक कवियों की तरह झूठी कल्पना के रंगीन स्वप्न चित्रित 
करने के बदले कर्म और ज्ञान की सच्ची एबं शाश्वत्त ज्योति जगाने का 
महान्‌ कार्य ही किया है जिस के पवित्र आलोक में सारे मानव-समाज को 
अक्षय शक्ति असीम शान्ति और अभीष्सित अमरत्व प्राप्त होने की संभावना 
रहती है। वास्तव में, अपने दिव्य कर्मों व सिद्धान्तों के सनातन सत्य का 
सुन्दर स्वरूप ही श्री. शंकराचाये की जिन्दगी और कविता में सर्वत्र नज़र 
आता है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि ऐसे महान आचाये को पाकर 
केरल और भारत ही नहीं, बल्कि सारा संसार अपने को धन्य मान 
सकता है। 


लेखक : एन. बेंकटेश्वरन 


मेल्पत्तुर नाशथण भहंतिरि 


विशाल भारत के दक्षिण-पर्चिम' कोने में स्थित एक छोटा-सा राज्य 
है केरल । पौराणिक कथा के अनुसार यह भागव भूमि कहलाती है-- 
कहा जाता है कि क्षत्रियों की हत्या से पैदा हुए पाप से बचने मह॒थि परशु- 
राम ने गोंकर्ण नामक स्थान पर खड़े होकर अपना फरसा दक्षिण सागर 
को लक्ष्य करके फेंका और उसके गिरते ही केरल भूमि तिकल आयी । 
अपनी प्राकृतिक सुषमाओं से यह राज्य दक्षिण का कावमीर कहलाता है-- 
एक तरफ़ हरिताभ शैलमालाओं से तथा दूसरी तरफ गरजती प्तागर-लहरों 
से परिचुंबित यह भूमि अत्यंत नयवाभिराम है। 

इस देश की पात्रन मिट्टी का कुछ ऐसा वर-प्रसाद रहा कि केरल का 
अतीत गौरबान्वित रहा और यहाँ बड़े-बड़े मनीषी दाशेनिक एवं प्रतिभावान' 
कवि पैदा हुए हैं। उतमें केरल के जगदगरु श्री शंकराचार्य ने अद्वेत 
सम्प्रदाय का समर्थन किया । उन महात्मा संत के बाद अपने अतुलनीय' 
पांडित्य एवं अनमोल रचनाओं से' प्रशस्ति प्राप्त एक महान्‌ संत तथा दाशे- 
निक कवि श्री भेल्पत्तूर नारायण भट्टतिरि ही थे । 
जन्म :-- 

श्री मेल्प्तूर नारायण भट्टतिरि का जन्म सन्‌ 559 में हुआ माना 
जाता है। दक्षिण मछबार के इटक्कुलम रेलवे स्टेशन से करीब दो कोस 


सेल्पत्त्र नारायण भट्ठतिरि 73 


दूरी पर उत्तर-पूर्व दिशा में तीन मन्दिर स्थित हैं। इनमें सबसे उन्नत 
स्थात पर स्थित एक मंबव्रि है चन्दतक्काव । यह चन्दनक्काव केरल के 
ब्राचीन मंदिर तिरुनावाय के पास है। चन्दतक्काव के पास एक जीर्ण- 
शीर्ण पुराना भवन स्थित है--इस भवन का नाम है मेल्पत्त्र। यहाँ श्री 
भट्टतिरि का जन्म हुआ। ऐतिहासिकों का कथन है कि भट्ट॒तिरि के बाद 
इस घराने का कोई वारिस न रहा, ऐसी दशा में उसकी सारी जायदाद 
मरयंचेरी नपूतिरी को प्राप्त हुई। इप समय तो यह जायदाद एक 
मुसलिम कुंटुब के अधीन है। अपने जन्म गेह के संबंध में श्री भद्॒तिरि 
का कथन ही दुृष्टांत के रूप में यहाँ दिया जाता है । 


“भूखंडे केरलारव्ये सरितमिह निलामृत्तरेणैवनावा 

क्षेत्राद्‌ गव्यूतिमात्रे पुनरुपरिनवग्रामनाम्नि स्वधाश्नि 
धर्षिष्ठाद भट्टतंत्रादखिल मतपटोर्मातृ दत्त द्विजेन्द्रा- 

ज्जातों नारायणारव्यों निरवह॒दतुलां देवनारायणाज्ञाम” 


उक्त श्लोक से यह विदित है कि केरल की प्रसिद्ध तदी निला के 
किलारे तिरुतावाय मन्दिर से करीब तीन मील दूर पर मेल्पत्त्र नामक भवन 
में भटतिरि का जन्म हुआ और इनके पिता का नाम मातृदत्त था । भट्ट 
तिरि की (माता व अन्य संबन्धियों के बारे में कहीं कोई उल्लेख मिलता 
नहीं है । 


शिक्षा :-- 

श्री नारायण भट्गतिरि की शिक्षा-दीक्षा' के संबंध में भी विस्तृत 
विवरण हमें प्राप्त तहीं । इनके गुरुओं के रूप में चार व्यक्तियों के वाम 
मिलते हैं। वे मातृदत्त, माधव, दामोदर और अच्युत हैं। इन गुरुओं 
से इन्होंने वेद-वेदांग, व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया । कुछ 
लोगों का कथन है कि श्री भट्टतिरि एक सौ छः बरस तक जीवित रहे । 
“प्रक्रिया सर्वस्व” तामक ग्रंथ के अंत में श्री भट्टतिरि ने अपने गुरुओं का 
उल्लेख किया हैं । 


74 दक्षिण के संता 


“म्रीमासादि स्वतांतान्रिगममविकल माधवाचारय॑वर्या 
त्तक दामोदरार्यादपि पद पदवीमच्युताद बुधेन्द्रात्‌ 


उक्त इलोक से सिद्ध है कि मेल्पत्तर ने मीमांसा आदि शास्त्रों का 
अध्ययन अपने पिता के पास, वेदों का अध्ययन माधवाय के पास, दर्शन-- 
शास्त्र का अध्ययन दामोदर के पास और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन 
श्री अच्युत पिषारटी के पास किया है । 


जैसे हिन्दी के श्रेष्ठ कवि तुलसी के विषय में बहुत सी कथाएँ प्रचलित" 
हैं, बसे श्री भटुतिरि के विषय में भी कई कथाएँ प्रचलित हैं। पत्नी 
रत्तावली का उपदेश सुनने पर तुलसीदास में विरक्ति भाव पदा हुआ 
और वे. काशी चले गये और बाद में बड़ी साधना के बाद उन्होंने 'राम- 
चरित मानस की रचना की। इसी प्रकार यह कहा जाता है कि 
श्री भटुतिरि को बचपन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला और 
जवानी में कदम रखते ही वे एक प्रकार से लंप्ट बन गये थे। इनका 
विवाह ब्राह्मणकुल के बाहर की जाति में तुक्‍्काण्डयूर अच्युत पिषारटी के 
यहाँ हुआ था। श्री अच्युत पिषारटी व्याकरण के बड़े विद्वान थे। ब्रह्म- 
महते में उठकर अपने छात्रों को पढ़ाते थे। श्री भट्टतिरि सुबह सात-आठ 
बज तक पड़ें-पड़े सोते थे और जागने के बाद श्री पिषारटी और छात्रों के 
बीच से होकर बाहर निकल जाते थे। भट्टतिरि का यहू बिगड़ा हुआ 
देनिक कार्यक्रम श्री पिषारटी को बिलकुल अच्छा न लगा। एक दिल 
उन्होंने मेल्पत्तर नंपूतिरी को बुलाकर डाँटा कि नंपूतिरी का यह कामृकता- 
पूर्ण जीवन उन्हें बिलकुल पसंद नहीं और यह भी कहा कि उनकी यह 
आसक्ति भगवान के प्रति होती तो कितना अच्छा! होता। यह सुनने पर 
श्री मट्टतिरि का माततिक आवरण-वातता का पर्तं-मानों हट गया और 
उन्होंने श्री पिषारटी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि 
वे उनका अपराध क्षमा करें तथा शिष्य बनाकर वेद आदि शास्त्रों का 
अध्यपन करावें। यह भी कहा कि वे अन्य किसी को गुरु बनाने के लिए. 
भी तैयार नहीं हैं। 


मेल्पत्तर नारायण भट्टतिरि 405 


उन दिनों वेदों का पठन-पाठन केबल ब्राह्मण लोग ही करते थे । 
पिषारटी ब्राह्मण न थे, इस कारण वेद पढ़ाने से उन्होंने इतकार किया । 
परन्तु श्री भट्ठतिरि के जिद पकड़ने पर उन्होंने उनको वेद भी पढ़ाया । 
कहा जाता है कि उस समय के धामिक आचारों के विरुद्ध उन्हें वेद पढ़ाने 
से श्री विषारटी वात-रोगी बन गये। उनका वह क्लेश श्री भट्टतिरि से 
देखा न गया तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुर का वात-रोग स्वयं ले 
लिया । इस तरह वे अपने गृरु की बीमारी दूर कर सके । अपने वात- 
रोग से म॒क्ति पाने के लिए वे गुरुवायूर मंदिर में जाकर भगवान श्री क्ृष्ण 
के भजन में लग गये। श्री भट्तिरि अपने समय के संस्कृत के पंडितों में 
अग्रणी थे, इस कारण उनमें अहंता का भाव भी काफ़ी मात्रा में आा 
गया था | | 


मलयालम वाइमय के पिता श्री तुंचत्‌ रामानुजन एष त्त च्छ 
श्री मेल्पत्त्र भट्टतिरि के समकालीन माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक 
बार श्री भट्टतिरि ने वातरोग से बचने के लिए श्री एष त्तच्छन से भी 
उपाय पूछा था। श्री एषु त्तच्छन ने मजाक के तौर पर कह दिया कि 
श्री भद्तिरि मछली के स्षाथ भोजन कर लें। केरल के ब्राह्मण मछली : 
खाने वाले नहीं होते । इस उपालंभ का प्रत्यत्तर दूसरे रूप में देने का 
विचार श्री भट्ठतिरि ने किया। अतः कहते हैं कि श्री भट्टतिरि के गृरु- - 
बायूर जाने और 'मत्स्पावतार' से लेकर पूरा भागवत “तारायणीयम' के 
नाम से एक भक्ति-काव्य के रूप में लिखते के मूल में श्री एष त्तच्छन का 
उपालश भी एक कारण रहा है । 


नारायणीयस :--- 

श्री भट्वतिरि के व्यक्तित्व और क्ृतित्व का वर्णन सीमित स्थली में 
संभव नहीं । उनका काव्य-शिल्प उतना महत्वपूर्ण और विस्तृत है। 
कहा जाता है कि तारायणीयम” की रचना भट्ठतिरि ने 2 वीं उम्र में 
की। गरुवायूर मंदिर में भाजन करते हुए वातरोग से बचने के लिए इस 
काव्य की सर्जना शुरू की । श्री कृष्ण कथापरक इस प्रकार का उदात्त 


"76 दक्षिण के संत 


“एवं श ति मधुर महाकाव्य संस्कृत में अथवा भारतीय भाषाओं में शायद 
ही दूसरा मिलेगा। भकक्‍त कवि जयदेव रचित गीत गोविंद ही थोड़ी 
बहुत इसकी बराबरी भक्त के क्षेत्र में कर सकता है। नारायणीयम' में 
' भागवत की कथा, विद्येष रूप से दशम' स्क्रध की कथा, दस-दस (फ्यों में 
“कुल सौ सर्यों में वणित है। चूँकि श्री एप त्तच्छनत ने मछली खाने की 
ओर इशारा किया था, इस कारण भगवान विष्णु के मत्स्यावतार से लेकर 
दावतारों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। यह भी कहा जाता है कि 
- इस काव्य के वृर्ण होते-होते श्री भट्ट तिरि वातरोग से विमुक्त हुए । 


श्री एबं त्तत्छन के समान 'सच्तानगोपालम' ज्ञानपाना| और 

श्री कृष्णकर्णामुतम! के रचविता श्री पून्तानम' नंपूतिरि भी श्री भद्ठतिरि 

' के समानधर्मी कवि थे और ऐतिह्यकारों ने इन दोनों के पारस्परिक परि.. 

'चय का भी उल्लेख किया है। कहा जा चुका है कि श्री भद॒तिरि बड़े 

अहंमन्य व्यक्ति थे। अतः वे संस्कृत रचनाओं को छोड़कर अन्य रचनाओं 
“ को और रचनाकारों को घ॒णा की दृष्टि से देखा करते थे। 


श्री प्त्तानम और श्री भट्ट तिरि के परिचय संबन्धी घटना इस प्रकार 
उल्लिखित है। एक बार श्री पूंतानम नंपूतिरी अपनी भाषा कृति 
'श्रीकृष्णकर्णामृतम्‌” पंडित शिरोमणि मेल्पत्त्र भट्टतिरि को दिखाने ले 
गये। तब श्री मद्ठतिरि ने भाषाकृति की अवहेलना करते हुए कहा- मेरे 
' पास समय नहीं है। इस अपमान से दुःखी होकर पूंतानम गुरुवायूर 
मंदिर के बाहर जाकर बरापदा में लेट गये । उन दिलों में वातरोग से 
'मोचन पाने श्री भट्टतिरि भी गृरुवायर मंदिर में भगवान के गुण कीर्तन में 
: त_्था तारायणीयम' काव्य की रचना में मग्त थे । 


गुरुवायूर मन्दिर तुचूर से उत्तर-पर्श्चिम दिशा में करीब अठाईस 
: मीछ' दूरी पर स्थित केरल का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर दिन 
' भक्तों की बड़ी भारी भीड रहती है। गांधी जी के स्व॒राज्य आंदोलन के 
: समय एवं हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के समय इस मंदिर की प्रशस्ति समूचे 
“भारत में हुई और इस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश देने के लिए केरल के 


मेल्पत्तर नारायण भट्टतिरि पा 


यांधीवादी सर्वोदिय नेता श्री केलपत जी को कई दिनों तक उपवास करना 
पड़ा था। उसी मन्दिर में भट्तिरि नारायणीयम्‌ की रचना में उन रात" 
लगे हुए थे । उत्त रात को श्री भट्ठतिरि का बातरोग अचानक बढ़ गया 
और वे अत्यन्त व्याकुल हुए-उनको ऐसा लगा मानों मोरपंख धारी भेघष- 
श्याम वर्ण, सुवर्ण किकिणियों से अलंकृत, कटि में मंजल-मनोहर पीतांबर-- 
धारो, मुरलीधारी एक बालक समक्ष प्रकट हुआ और यों बोला :---“मेल्प- 
तर! मैं तुम्हारी विभकति को अपेक्षा पूंतानम की भक्ति को ही पसंद 
करता हूँ। उम्र बेचारे ब्राह्मण का दुःख मिटाओ और उससे क्षमा मांगो । 
इसके अतिरिक्त तुम्हारी रोग-विमुक्ति की कोई औषधि नहीं है।” उसके 
अनुसार भट्टतिरि को करना पड़ा था। मेल्पत्तर ने भगवान को अपने 
सामने प्रत्यक्ष देखकर जो श्लोक लिखा है वह बहुत ही रुचिर है :--- 


“अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतरकलाभावलीलोभवनीय॑ 
पींयूषाप्लावितोहं तदनुतदुदरे दिव्य कैशोरवेष म्‌ 
तारुण्पारंभ रम्यं परमसुखरसास्वाद्रोमांचितांगै- 
रावीतं नारदादविलसदुप्निषद्‌ सुंदरी मंडलेश्च ।” 


जहाँ शारीरिक पीड़ा ने मेल्पत्त्र को भक्‍त बताया वहाँ पारिवारिक 
यातनाओं ने श्री पूंतानम को भगवान क्ृष्ण के चरणों तक पहुँचाया | 
मलयालम साहित्य में 'नारायणीयम” के समान पूंतावम रचिम' ज्ञानपाता' 
का भी विशेष आदर है। तारायणीयम'" की रचना में श्री भट्ठतिरि की' 
बहुमुखी प्रतिभा ने खूब निखार पायी है। भागवत में प्रतिपादित समस्त 
विषयों का संक्षिप्त वर्णन इस काव्य में मिलता है, यही इसकी खूबी है । 
भागवत की घटनाओं की आत्मा को ही इच्होंने स्वीकारा है और रुचिर 
ऊाव्य-शिल्प इनका अपना अलग ही रहा है। प्रस्तुतीकरण में झंगार, 
वीर आदि रसों का पुट इस तरह मिलाया है, मानों सोने में सुहागा मिला 
दिया हो । 


हमारे शास्त्रकारों ते ईश्वर को तृप्त करने के अनेक उपाय 
बताये हैं। उनमें सबसे विशिष्ट भक्ति मानी जाती है। हम भकक्‍तन के 


48 दक्षिण के संत 


भक्त हमारे, यही भगवान का नियम है । साधारण से साधारण मनुष्य 
भी भक्ति का पथ ग्रहण कर सकता हैं। कविवर तुलसीदास ने भी केवट 
की भक्ति द्वारा उत्तकी सर्वे ग्राहकृता का वर्णन किया है । कमंयोग 
आसानी से फल देने वाला नहीं । ज्ञानयोग बहुत ही दुर्गंग है। ऐसी 
दशा में भक्तियोग ही सुगम है। श्री भट्ठ तिरि ने निम्न पद्म में इसी भक्ति- 
'योग का सुंदरतम वर्णत किया है :- 


“सोय॑ं कृष्णावतारों जयति तव विभो यत्र सौहाद भीति- 
स्नेह हेषानुराग प्रभूतिभिरतुलर श्रमेयोंगभेदे: 
आतितीर्त्वा समस्ताममृतपद्मगुस्सवेत स्सवेलोक- 

स्तत्वं विश्वातिशान्त्ये पवन पुरफ्ते भक्ति पूर्त चमूया: ” 


गहन से गहन विषय का वर्णन भी श्री भट्टतिरि ने कोमलकांत 
' पदावली के द्वारा किया है। रसों के अनुसार यह शब्द ग्रहण चातुरी 
अन्यत्र दुलेभ है। कालियनाग के फनों पर तालमेल के साथ नाचने वाले 
'बालकृष्ण का भव्य वर्णन अत्यंत आछो चनामृत है :- 


“अथदिक्ष विदिक्ष परिक्षभित- 

अ्रमितोदरवारि निनाद भरे: 
उदकादुदगादुरगाधिपति- 

स्त्व दुपान्त मशान्त रुषांध मना: 
“अधिरुत्यततः फणिराज फणान 

ननृते भवतामदु पादरुचा 
कल शिजित नूपुरमंजुमिलत्‌ 

कर कंकण संकुल संक्वणितम्‌” 


इस प्रकार नारायणीयम' के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता 
“है। श्री भट्टतिरि के अन्य ग्रंथों की चर्चा कोई न करे तो भी इस एक 
मात्र ग्रंथ के द्वारा कवि का यश अमर हो चुका है और इसी ने श्री 


ओल्पत्तर नारायण भट्टठतिरि 79 


भट्ठतिरि को केरल के महान भक्त की श्रेणी में अग्रिम स्थान पर विठाया 
है। केरल का यह सौनाख है कि श्री भटतिरि की अन्य रचताओं ने भी 
केरल वाइपय के विस्तार में तथा भट्टतिरि के पांडित्य के प्रसार में काफ़ी 
योगदान किया है। 


श्री भट्टतिरि की रचनाओं को छ: श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। 
। स्तोत्र, 2 प्रशस्तियाँ, 3 चम्यू व महाकाव्य, 4 मुक्तक, 5 शास्त्र ग्रंय, 6 फुट- 
कर रचताएँ। नतारायणीयम्‌, “श्रीपादस्तुति,, गुस्वायुपुरेश स्तोत्र” 
प्रथम श्रेणी में, गोश्रीवर्णणन', माहमहीश प्रशरित', 'शेलाधीरवर प्रशस्ति', 
दूसरी श्रेणी में, सूक्त श्लोक', आश्वलायन क्रिया-क्रम”', प्रक्रिया सर्वस्व, 
धातु काव्य, अपाणिनीय प्रामाण्य साधनभ्‌,, 'मानमेयोदय', आदि पांचवी 
श्रेणी में रखीं जा सकती हैं। शेष रचनाएँ अन्य श्रेणियों में की हैं । 


महाभारत के आधार पर 'राजसू्य” दूतवाक्य, 'पांचाली स्वयंवर, 
“तालायनी चरित, 'तृगमोक्ष, तारदमोहन , दक्षयज्ञ, कोटि विरह, आदि 
बीस प्रबन्ध-पग्रन्थ' श्री भट्ट तिरि ने लिखे हैं। “महाभारत चम्पू में महा- 
भारत की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। इम्में भीष्मोत्पत्ति, व्यासोत्पत्ति, 
सत्यवती परिणय, धृतराष्ट्रोत्पत्ति, पांडवोत्पत्ति, बकबध, सुभद्राहरण, 
अज्ञानवास, अश्वमेघपवें, स्वर्गारोहण आदि बहुत से विभाग हैं। भट्गतिरि 
'के इन चम्पुओं से केरल के चाक्कयार नामक कथावाचक लोगों को बड़ी: 
मदद मिल रही है। 


अक्िया सर्वेस्व :- 


श्री मेल्पत्तर भट्ठतिरि की अतमोल रचनाओं में “प्रक्रिया सर्वेस्व! का 
महत्वपूर्ण स्थान है। इसके निर्माण के मूल में एक कया प्रचछित है । 
'चेम्ककशे री महाराज देवनारायण अम्पलपुषा में रहते थे। अम्पलपुषा में 
एक कृष्णमंदिर है और महाराज बड़े कृष्ण भक्त थे । महाराज का यह ब्रत 
था कि हर दिन ब्राह्मण के द्वारा महाभारत व भागवत्‌ ग्रन्थों का वाचन 
कराने के बाद ही वे भोजन करते थे। उसके लिए उन्होंने एक ब्राह्मण 


80 दक्षिण के संत 


को नियुक्त किया था। एक बार वह ब्राह्मण भागवत॒पारायण के बाद 
दूसरे दिन आने का वादा करके कहीं चला गया । लेकित वचत के अनु- 
सार वह दूसरे दिन नहीं आ सका। महाराज तो रोज की तरह स्तान- 
पूजा आदि करके ब्राह्मण के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गये । लेकिन 
ब्राह्मण आया नहीं । भोजन का समय बीत रहा था। महाराज मारे: 
भूख के परेशान होने लगे । उन्होंने कहीं से एक ब्राह्मण को बुला लाने 
अपने सिपाहियों को भेजा । इस बीच में एक व्यक्ति ने आकर महाराज 
से कहा कि मंदिर के भीतर मंडप में एक बटोही ब्राह्मण. बैठकर जप कर 
रहें हैं। राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को अपने समक्ष बुला लाने की आज्ञा 
दी। ब्राह्मण के आने पर महाराज ने पूछा कि वह अक्षरों और छब्दों' 
को मिलाकर पढ़ने की जानकारी रखता है क्‍या ? उस ब्राह्मण ने कहा 
अक इस काये में वह थोड़ी बहुत जानकारी रखता है । महाराज ने 
महाभारत ले आकर उन्तके हाथ दिया और पढ़ने को कहा। कर्णपर्व का 
पाठ हो रहा था। अतः भीम के पराक्रम के वर्णन के संदर्भ में अपनी 
मनीषा से उस ब्राह्मण ने एक नथा इलोक स्त्रयं मत ही मन बनाकर जोड़ 
दिया और पढ़ा। महाराज गंजे थे। श्लेष के रूप में इस इलोक में: 
महाराज के प्रति उपालंभ भी प्रस्तुत था। वह श्लोक इस प्रकार था :- 


“भीमसेत गदातास्ता दुर्योधन वरूथिनी 
शिखा खर्वाटकस्येव कर्णमूलमुपाश्चिता” 


चूंकि राजा बड़े विद्वान थे, इस कारण इलोक का व्यंग्य उनकी समझ" 
में आगया। राजा ने पूछा कि क्‍या वह मेल्पत्त्र भट्टगतिरि है ? कारण 
यह था कि उस जमाने में मेल्पत्तूर के अलावा कोई पंडित इस प्रकार की' 
कविता नहीं कर सकता था। राजा को प्रसन्न करने के लिए भट्टतिरि ने 
निम्नलिखित पद्य भी सुनाया:- 


भञन्यं जनस्ताक्ष्ये,केतुर्यद्‌ पद घटयिष्य।त 
तत्ते भवतु कल्पातं देव नारायण प्रभो !,, 


मेल्पत्तर नारायण भट्टतिरि 84 


वह ब्राह्मग मेल्पत्त्र भट्टतिरि है, यह जातकर महाराज को जितना 
हुवे हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता । उपर्युक्त घटना से मेल्पत्तर का 
यश कितना व्याप्त रहा था, यह बात प्रकट हो सकती है। राजा और 
भट्टतिरि दोनों ने एक ही पंकित में बैठकर उस दिन भोजन किया। महा- 
राज के आग्रह पर मेल्पत्तूर कुछ दिनों तक अम्पलपुषा में रहे। वहां 
रहते हुए श्री भट्टतिरि ने प्रक्रिया सवेस्व की रचना की । प्रक्रिया स्वे- 
स्व एक व्याकरण ग्रंथ है। उन दिनों अम्पलूपुषा में एक चाक्क्यार भी 
रहते थे। चाक्कयार लोगों का जातीय काम कथावाचन एवं रसीली 
उक्तियों के द्वारा श्रोताओं का मनोरंजन करना है। अतः इतिहास-पुराणों 
में वणित घटनाओं के आधार पर चाक्यार लोगों के उपयोगार्थ गद्य-प्दय- 
मय चम्प्‌ ग्रंथ उन दिनों तैयार किए जाते थे। अतः वहाँ के चाक्यार की 
प्रेरणा तथा महाराज के आदेशानुसार श्री भट्टतिरि ने सुभद्राहरण दूत- 
वावय, 'राजरुच' नृगमोक्ष' निरनुतासिक' मत्स्यावतार आदि दस चम्पू 
ग्रंथों का भी निर्माण किया था। मलयालम के प्रशस्त कवि कुंचन नम्प्यार 
ने ध्रेव-चरित नामक तुल्लल ग्रंथ में कई व्याकरण ग्रंथों का उल्लेख किया 
है, उनमें प्रक्रिया स्वेस्वा का भी नाम' आता है । मलयालम साहित्य-सेवियों 
द्वारा निरमित ग्रंथों में प्रक्रियासवेस्व' का अग्निम' स्थान है । 


इस ग्रंथ की रचना के वारे में ग्रंवकार ने अपना मंतव्य इस प्रकार 
प्रकट किया है :- 
“बत्ती चारु व रूप सिद्धि कथन रूपावतारे पुनः 
कौपुद्यादिषु चात्रसूत्रमखिलं नास्त्येव तस्माद्त्वया- 
रूगानीति समस्तसूत्र सहित॑ स्पष्ट मितं प्रक्रिया- 
सर्वस्व्राभिहितं निबन्धनमिदं मदुक्ताध्वना" 


से उक्ति से यह विदित होगा कि अम्पलपुषा महाराज के आदेशा- 
नुसार श्री भट्गतिरि ने इस ग्रंथ की रचना की है और वृत्ति, रूपावतार, 
कौमुदी आदि पूर्व शास्त्रों में जो त्रुटियाँ पाई गयीं उन त्रुटियों को दूर 
करता ही उनका मुख्य ध्येय था । 


82 दक्षिण के संत्त 


सिद्धांत कौमुदी' के पूर्व केरल में प्रक्रिया कौमुदी का ही प्रचार 
रहा था। प्रक्रिया स्वस्व? में सूत्र, वृत्ति, उदाहरण, पद्य विवरण ये चार 
भाग हैं। यहाँ सूत्रों से तात्पर्य पाणिनी सूत्रों से है। सूत्रों की व्याख्या 
ही वृत्ति है। वृत्ति का सार पद्यों के रूप में दिया भी है। कालिदास, 
श्री हु, माघ, भवभूति आदि कवियों के प्रयोगों को संदर्भों के अनुसार 
प्रक्रिया सर्वस्व में श्री भट्वतिरि ने स्थान दिया है। 


सिद्धांत कौपुदीकार श्री भट्टोज़ी दीक्षित ने प्रक्रियासवेस्व' के 
निर्माता की भ्रि प्रशंसा की है । निम्वलिखित इलोक के द्वारा इस ग्रंथ 
का आरंभ होता है :- 


“रास जिलास विलोल 

स्मरत म्रारेम्मनोरमं रूपम 
प्रकृतिष यत्‌ प्रत्ययवत्‌ 

प्रत्येक गोपिका सुसम्मिलितम्‌ 


इसका पूर्वाद्ध सुनने पर श्री भट्टोजी दीक्षित ने कहा ऐसा वर्णन 
शास्त्रोचित नहीं है। परंतु उत्तरा्ध सुनने पर उन्होंने श्री भट्टतिरि की 
बड़ी प्रशंसा की । श्री भट्टतिरि रचित “ध्रातुकाव्य' देखा तो वे इतने प्रसन्न 
हुए कि भट्ट्तिरि का प्रत्यक्ष दर्शक करने के लिए केरल की ओर निकल 
पड़े। परंतु उनके केरल पहुँचने के पूर्व ही भट्ठ तिरि के दिवंगत होने का शोक 
समाचार सुनना पडा' और श्री भट्टोजी दोक्षित केरल आए बिना 
लौट गये । 


फूटकर रचनाएँ :-- 


यह लिखा जा चुका है कि श्री मेल्प्त्र ते कई छोटे-बड़े ग्रंथों की 
रचना की है। इस सोमित लेख में उत सवका विवरण वहीं दिया जा 
सकता। संक्षेप में कुछ रचनाओं का उल्ठेख मात्र किया जाता है+ 


मेल्पत्त्र नारायण भट्ठतिरि 83 


. अपाणिनीय प्रासाण्य साधनस्‌ :--- 


पाणिनी पर आँख मूंदकर विद्वास करने वाले कई वेयाकरण हमारे 
देश में हुए थे। वे पाणिनी के पूव जीवित आचार्यों के प्रयोगों को शुद्ध 
नहीं मानते थे । पाणिती के समान पूर्वाचायों को भी मान्यता देने के उद्देश्य 
से रचित एक ग्रंथ हैं अवाणिनीय प्रामाण्य साधनम ,, 


2. धातु काव्य :-- 

बहुत अधिक प्रशस्ति प्राप्त एक रचना है धातु काव्यः । कहा जाता 
है कि प्रक्रिया सर्वस्व' में धातुओं का विवरण बहुत कम दिया गया है और 
उप्त कमी को दूर करने के लिए धातु काव्य' का निर्माण किया है। धातु 
'काव्य' के स्वरूप के बारे में ग्रंथकार ने यों लिखा है :--- 


“उदाहतं पाणिनि सूत्र मंडल 
प्राग्वासुदेवेन तदूद्धंत: परः 
उदाहरत्यद्य वृकोदरुदितान 
धातून ऋरमेणवहि माधव्राश्ययात्‌ 


धातु काव्य' की कथावस्तु कंस वध है। 


3. वासुदेव विजय :-- 

श्रीमद्भागवत के भाधार पर रचित एक सुन्दर काव्य है वासुदेव 
विजय । यद्यपि व्याकरण शास्त्र के आधार प्र इसका निर्माण हुआ है 
तो भी यह ग्रंथ सरस है। कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने का 
पनिशचय किया । और उसके बाल पकडते हुए कहा--राम ने शूर्पणखा को 
'विरूपिणी बनाया और ताठका का बध किया तो मैं क्यों इसको न माररूँ ? 


“अनासिका शूपंणखा कृता न कि 
रामेण नोवा किमघानि ताटका 

खले ब्रुवत्येव. मवाडमुखी सती 
तस्मिच्नशेषा जनतोथ साउरुदत” 


84 दक्षिण के संत 


4. सालसयोदयम' :--- 


श्री भट्टतिरि रचित एक प्रमुख दाशतिक ग्रंथ है. 'मानमेयोदयम? । 
पूर्व मीमांसा के कौमारिल सिद्धांत के आधाश पर इसकीं रचना हुई $ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपभान, अर्थार्पत्ति, अभाव ये छः प्रमाण कौमारिल' 
मानते हैं। इस ग्रंथ के स्वभाव के बारे में निम्त पद्य में बताया गया है :- 


“मानमेय विभागेन वस्तूनां द्विविधों: स्थिति: 
अतस्तदुभयं ब्रूयः श्रीमत्‌ कौमारिला ध्वना” 


चार्वाक, बौद्ध, वशेषिक, सांख्य आदि दर्शनों में प्रतिपादित सिद्धान्तों 
की समीचीन समालोचना 'मानमेयोदयम' में की है । 


5. नारदमोहनस :--- 

समग्र कविता गुणों से गुंफित एक सुंदर प्रबन्ध है. 'नारदमोहनम' ॥ 
एक बार नारद मुनि ने भगवान क्ृष्ण की परीक्षा करने का निश्चय किया | 
श्री कृष्ण तो एक हैं और उनकी पत्नियाँ अनेक। एक ही व्यक्ति किस 
तरह सभी पत्नियों के हितानुसार आचरण कर सकता है ? यही था नारद 
का संदेह । वे भगवान की हर पत्नी के भवन में पहुँचते हैं--सभी भवनों' 
में भगवान को किसी न किसी रूप में कार्यरत देख नारद आश्चर्य में आ' 
जाते हैं। उसके बाद नारद ने भगवान से माया का स्वरूप समझाने की 
प्रार्थना की । भगवान ने वह बात मान ली । 


भगवान ने पहले ही मन में निश्चय किया कि प्रथमत: नारद की मन: 
स्थिति में परिवर्तत छाना होगा और उसके बाद ही उपदेश देना उचित 
होगा। बाद में नारद के साथ एक सरोवर पर चले गये और संध्या- 
बंदन करने लगे । 


थोड़ी देर में नारद एक रूपसी नारी बन गईं। उस समय शिकार 
के लिए निकले हुए पघिधु राजा ने उसको देख लिया और दोतों में अनुराग 
पैदा हुआ। फलतः दोनों का परिणय हुआ । स्त्री पति के साथ राज- 


मेल्पत्तूर नारायण भट्टतिरि 85 


धानी में पहुंच गई और आमोद-प्रमोद में दित बिताने लगी। उसके कई 
पुत्र एवं पौत्र भो पैदा हुए । 


एक बार निषाद राजा ने सिंधु राजा से कहा कि वे उतका कर चुका 
दें। राजा ने कर देने से इनकार किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। 
पिधु राजा तथा उनके सब बेटे लडाई में काम आए। यह समाचार 
सुनकर रानी बहुत व्याकुल हुई और राजा का शव गोद में लेकर रोने 
लगी। उप समय भगवान ने नारद को बुलाया । तब स्त्री रूप बदल 
कर नारद प्रकट हुए। भगवान ने नारद से पूछा--“डरते क्‍यों हो ?,, 
क्या कोई विशेष घटना हुई है ? नारद की समझ में सारी बातें आ गईं। 
उसके बाद भगवान ने नारद को माया का स्वरूप समझाया। “नारद- 
मोहनम', की यही कथावस्तु है। इस प्रबन्ध में कई सुंदर उक्तियाँ हैं । 
निम्नलिखित इलोक में नारद की मनोरम' झांकी मिल सकती है :--- 


“वीणापाणि मुगाली धवलमपि दधानं जटा: पिंग केशाः 
अंतस्थायत्तपस्थामय दहुनलसज्वाल जालाय माना: ।* 


भगवान निम्न प्रशार से माया का स्वरूप नारद को समझाते हैं :- 


“एकोद्दयों जन्मजरादि हीनो 
विद्वोद्धवस्थान विनाश हेतु: 
पूर्णश्चिदानंद मयो विमुक्त- 
स्तद्योह् मेवेति विनिश्चिनुत्वम्‌ ।” 


अपने अपार पांडित्य के कारण श्री भट्टतिरि को अम्पलूपुषा, कोच्चि, 
वटवक्कुंक्र, कोषिक्कोड आदि राजाओं के यहाँ खूब आदर सत्कार मिलता 
था। श्री भट्टतिरि उन राजाओं का भी आदर अवश्य करतैथे। श्री 
भरट्टतिरिने अपना पूरा समय साहित्य-सर्जना एवं भगवान के भजन में 
बिताया, ऐसा उल्लेख मिलता है। अपनी रचनाओं में साहित्य की विविध 
विधाओं का अनुसरण कविने किया और उन्हें अपने मंतव्यों का परिधान 


86 दक्षिण के संत 


पहनाया । शायद ही केरल में ऐसा कोई पुस्तालय हो, जहाँ श्री भट्टतिरि 
की कोई ने कोई ग्रंथ न रहता हो। अपनी अनुभतियों और संवेदनाओं 
को प्रस्तुत करते समय भी श्री भट्टतिरिने केरल के नंप्रतिरियों की नैसगिक 
रसिकता में कोई कमी नहीं प्रकट की थी। वे परम' रपसिक, पण्डित और 
हँसोड भी थे जो अपनी असीम भक्ति और पण्डित्य के सहारे सब की 
प्रशंसा प्राप्त कर सके । 


जैसे एक सयानी नटी विविध परिवेशों से दर्शकों का मनोरंजन 
करती है, वेसे ही श्री भट्रुतिरि की कविता-कामिती भी रफक्िकों का मनो- 
रंजन करती है। 


अब प्रनः यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि श्री भट्टतिरि बड़ 
भक्त और ज्ञानी थे। अपने स्तोत्र-काव्य नारायणीयम्‌ , के द्वारा जिस 
भक्ति मन्दाकिनी का प्रवाह दक्षिण में उन्होंने किया उस से जन-मानस 
सदा सर्वदा उबर रहेगा। 


साधारणतः वेैयाकरण और दार्शनिक का नाता छत्तीस का सा है 
तथा उनके लक्ष्य भी भिन्न होते हैं। लेकिन श्री भद्गतिरि इस विषय में 
विकल्प हैं। वे प्रथम श्रेणी के रसिक कवि, दाशनिक एवं पहुँचे हुए 
व्याकरण-वेत्ता रहे थे । इस में कोई सन्देह नहीं कि व्याकरणज्ञ और 
दार्शनिक की अपेक्षा श्री भट्टतिरि का कवि ही शीष॑स्थानीय वना हुआ है । 


संख्या और गुण दोनों दृष्टियों से श्री भट्टतिरि का क्ृतित्व सराहनीय 
है। केरल की संस्कृति और केरलीय साहित्य के प्रचुर प्रचार में श्री 
भरद्वतिरि का जो योगदान रहा, वह संभवत: अन्य किसी भारतीय भाषा को 
प्राप्त नहीं हुआ है । 


लेखक : पं. नारायणदेव 


भक्त पूतानम 


चंद इतिहासकारों का यह कथन है कि आय॑-ब्राह्मणों के आगमन के 
बाद ही केरल में नायर, ईषव आदि यहाँ के मूलनिवासियों की परस्पर 
सौहाद भावना तष्ट हुई और इन परदेशी ब्राह्मणों ने अपनी उच्च सत्ता- 
स्थापता के लिए केरल में ऊँंचनीच के आधार पर अवर्ण-सवर्ण व्यवस्था 
बनायी---सत्य पर आधारित होने पर भी यह स्वमाष्य है कि केरल में 
संस्कृति-गठन से विशेषतः भाषा-साहित्य-कला क्षेत्र में उक्त आये ब्राह्मण 
अथवा नंपृतिरियों का सहयोग अतीव महत्व का रहा है। इन नवागतों के 
मेल-मिलाप के कारण यद्यपि दक्षिण की चारों द्राविड भाषाओं में संस्कृत 
की मिलावट होती रही मगर एक साहित्यिक आन्दोलन के रूप में केरल में 
ही “मणिप्रवाक्वम” मलयालम का पर्याय बना। इस संबंध में भी कहा 
जा सकता है कि केरल के इन नंपूततिरि पंडितों ने केरल की मूल भाषा पर 
अपनी मातृभाषा का प्रभृत्व स्थापित करना चाहाथा जैसा कि यहाँ के 
सामाजिक, आथिक और धामिक क्षेत्र में कर चुके थे। इन तथ्यों के 
बावजद करक्ी के इतिहास में यह आश्चर्य कहा जायागा कि मणिप्रवाद्यम 
के समानांतर में “पा कक” (लोकगीत) में यहाँ की जो लोक भाषा-छंद- 
शेलियाँ गतिशील रही थीं इनके उन्नायक्र भी नंपूतिरि-भक्‍त कवि रहे । 


दक्षिण के संत 


मलयालम के आधुनिक महाकवि तथा इतिहासकार श्री उक्कूर परमेश्वर 
अय्यर का कथन कि मलयालल्‍रूम के गद्यन्गूण आत्मसात करके भाषा-प्रयोग 
करनेवाले तीन हीं कवि हुए हैं--चेरुइशे री, पूंतानम और कुंजननपियार- 
अगर सही माना जाय तो उक्त तीनों में प्रथम दो नंपूतिरि हैं। 


चेरुशशे री और पूंतानम करली (केरल-भाषा-साहित्य ) के प्रसिद्ध भवत 
कवि हो चुके हैं। मगर भक्ति की दृष्टि से ये दोनों दो ढंग के भक्त 
कवियों के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। केरल के नंपूतिरि इललम (घराना) 
में सरस्वती और लक्ष्मी का सख्यभाव रहा है। साथ ही इल्लम 
“कोविलकम” (राज परिवार) द्वारा संरक्षित भी रहे हैं। मंदिरों में 
पुजारी बनने का प्रथमाधिकार तथा ऊद्ठ.पुरा (मंदिर की भोजनशाला) का 
आदर भी नंपूतिरियों को प्राप्त था। हिन्दी के भक्त कवियों को भक्ति- 
काव्य की प्रेरणा राजदरबारों से शायद ही मिला हो । मगर केरल के 
राजकुंटुबों के संपर्क तथा' प्रेरणा से चेरुशशेरों शंकरनंपिटी (नंप्‌ तरी का 
अपभ्रंश) को प्रसिद्ध कृष्ण गाथा का प्रणयत करते देखते हैं। मगर कवि 
पूंतानम चेरुश्शे री जैसे राजी भक्त कि नहीं थे । पूंतानम' नंपूतिरि की 
भवित इतनी सच्ची व सात्विक अनुभूतियों से आपूरित है कि उस कृष्ण 
भक्त की नजर में राजपती ज्ञान भी हेय थी। एक संदर्भ में वे अपने 
इष्ट देव से कहते हैं : 


माव्विकामीते मेवुन्न मन्नरे 
तोछिल माराप्पु केररन्नतुम भत्रान 


(हे भगवन्‌ ! आज जो राजा बनकर महलों में विराजमान है 
कल कंधे पर गृदडी लादकर उसे भिखारी बनाने वाले भी आप ही 
(भवान्‌) हैं) पंतानम' का “ज्ञानपाना” नामक उत्कृष्ट भक्ति-रचना 
चेरुदशेरी की तरह उदयवर्मा राजा के साथ की शतरंज-क्रीडा के माध्यम से 
अवतरित नहीं हुई थी। उसकी गंगोत्री एक संतानवत्सल सद्‌ गृहस्थ की 
अश्रुधोत अनासक्ति थी। साधारण मनुष्य की भक्ति के मूल में जीवन 
की नव्वर भावनाजन्य वैराग्य होता है। मगर एक संपन्न ग्रहस्थ की 


'मक्‍त कवि पुंतानम 89 


'भविति का मूल मानसिक शांति और अपने दृष्टदेव के प्रति एकात्मक आनंद 
भाव हैं। कवि पूंतानम इसी स्तर के भक्त थे। उनके जीवन में कोई 
महत्वाकांक्षा नहीं थी । महाकवि बनकर या महाकाव्य प्रणयन द्वारा 
प्रशस्ति पाने की भी कामता नहीं थी। और न इसके लिए उन्होंने अन्य 
कवियों की तरह व्याकरण और शास्त्रों का सयत्न अध्ययन-मनन किया 
था। सच्चा भक्त कविता को अभिव्यक्ति का साधन मात्र मानकर ही 
अपनाता है। पूंतानम ने सरल और भोछे नंपूतिरि का जीवन बिताया 
अपनी ग्रहस्थी का आघात सहा। उस अघात का उन्नयन हुआ वे गुरुवायू- 
रप्पन (केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर के देवता विष्णु अथवा कृष्ण) 
के सच्चे भक्त बत गये । उस भक्त का निर्वेदानद मूलक अभिव्यक्ततियाँ 
'कालान्तर में केरल के समस्त पामर-पंडित गृहस्थों के दैनिक प्रार्थनागीत 
बन गयीं । वस्तुतः पूंतानम की निरचल भक्त ने ही उन्हें हृदयहारी 
काव्य प्रतिभा का वरदात दिया । साथ ही जीवन के उतरार्द्ध में उनकी 
टूटी गृहस्थी जोड भी दी । पूृन्‍्तानम की तुलना हिन्दी के अष्टछाप के 
कवियों से कर सकते हैं। मीरा और रसखान की सी उनमें अमिव्यक्ति 
की तन्मय-प्रतिभा विराजमान थी | 


केरल का प्रसिद्ध गुरवायूर मंदिर न तो किसी प्रसिद्ध नदी-तट पर 
स्थित है और न स्थापना की दृष्टि से विराट है। मगर भक्तिमहात्म्य में 
यह दक्षिण में तिरुप्पती और श्रीरंगम से कम नहीं है। केरल के हृदय- 
प्रदेश में स्थित इस मंदिर के देवता का प्रभाव यहाँ की जनता पर ही नहीं 
अपितु विशिष्ट भक्त कवियों पर भी रहा है जो इस मंदिर में रहकर 
'गुरुवायरप्पन से भक्ति का दिन देनिक रिस्ता पाल कर करढी को अपनी 
'विशिष्ट रचनाएं भेंट करते रहे हैं। ऐसे कवियों में पूंतानम का नाम 
'बड़े आदर से लिया जा सकता है-। 

भक्त महाकवि पूंतानम कीं जीवनी एऐतिह्यों तथा, दंतकथाओं से 
'भरी पडी है। मगर कपोलकल्पनता कहकर इन सब पर अविश्वास करने 
'के बदले पूंतानम के व्यक्तित्व तथा उनके साहित्य के स्थायी भाव को 
समझने की दिशा में अगर इन ऐतिहयों का लाक्षणिक मूल्य आंक्रा जाय तो 


90) दक्षिण के संत 


इन कयाओं का सांगत्य मार्मिक ही प्रतीत होगा । सन्‌ [5-7 के करोब 
दक्षिण मलबार के अंतर्गत अंडवडिपुरम में पूंतानम का जन्म हुआ और 
वे नब्बे वर्षों तक जीवित रहे । जाति में नंपृतिरी होने पर भी वे वेद-विद्या 
के लिए अनहूं परिवार के सदस्य होने के कारण शैशव से ही विधिवरत्‌ 
वेदाध्यग्रन और शास्त्र-विद्या पाने से वे वंचित रहें ।॥फिर भो अपनी कृतियों' 
में नीलकंठन ने नंपुतिरी का गुरुरूप में बारंबार स्मरण किया है। 
धपुंतानम कवि का ग्राम-ताम' है। उनका असली नाम सन्‍्देहात्मक है, 
यद्यपि कुछ इतिहासकार उनका नाम' “ब्रह्मदत्तत” मानते हैं। जो भी' 
हो, उनका सर्वफ्रिचित नाम पंतानम नंपुतिरी है । 


गाहुँस्‍थ जीवन की एक मामिक घटना से पृंतानम, भक्त पूंतानम बन 
गये। अतीव कामना व मनौतियों के फलस्वरूप चूँकि वे एक शिश्ष के' 
पिता वने थे अत: धृमधाम से बंधु-बांधवों को न्योता देकर बच्चे का अन्न-. 
प्राशवोत्सव मनाया गया । नंपूतिरी स्त्रियों को “अन्तर्जतम” भी कहा 
जाता है। बाहर निकलते समय वे काफी पर्दा-ओढिनी रखती हैं। छत्री' 
भी परदे का काम देती है और घर में प्रवेश होते ही सब उतार देती हैं। 
सीम॑तपुत्रोत्सव में आयी हुई अन्तर्जनम लोग अन्दर प्रवेश करते ही अपनी-. 
अपनी वस्तु सज्जा उत्तार कर एक जगह ढेर करती गयीं जहाँ कि पृंतानम' 
का बच्चा सोया पड़ा था। ऐजन मुहूतें पर पूंतानम की अंतर्जनम' बच्चे' को 
लेने आई तो देखा कि मेहमानों की वस्तु-सज्जा के नीचे दवकर बच्चा मर' 
चुका है। इस मर्म-क्था ने पूंतानम के जीवन को मोड दिया। गहस्थी 
के प्रति विरक्ति के कारण अपना समय जप-ध्याव-स्तान में बिताने लगे और 
अपने घर से यात्रा करके गुरुवआयूर मंदिर भी अक्सर पहुँचते रहे। अचि-: 
रेण उनकी काव्य प्रतिभा फूट पडी। मानव जीवन की नश्वरता को 
देखकर भी मनोरथ-प्रियता, कम-पाश की अलंघनीयता की सोदहरण व्यार्या' 
करते हुए आत्मनज्ञान की तरफ आवाहित करनेवाल्ी पूंतानम' की सर्वाधिक' 
लोकप्रिय पहुली रचना 'ज्ञानप्पाना” कवि के दांपत्य की उपरोक्त व्यश्रा का 
नवनीत मानी जाती है ,. भारत के अधिकांश भक्त कवियों के जीवन में 
इस उदात्त उन्नयन की अद्भुत समता दर्शनीय है। हिन्दी के तुलसी, सूर,. 


भक्त कवि पूंतानम 9]. 


मीरा, रसखान प्रभृति भक्त कवियों में भी रूप-भेद के साथ यही मोड़: 
पाया जाता है। खैर, 


उण्णिक्रष्णन मनस्सिल कव्ठिक्कुंपोछ 
उण्गिकछ मर्रोचन्नु वेणमों मकक्‍ककाय 


(जब मेरा मत बालकृष्ण का क्रोडा-केद्ध बत गया हैं तब और: 
संततियों को जरूरत ही क्या है ? ) उक्त पंक्तियों को सार्थक करते हुए. 
पूंतानम' गुरुवायूर में सालों तक रहे और कुमाराहुरणम (संतानगोपालम) 
जैसे दर्जनों गीत-कीतंन-स्तोत्रों की धारा उन की लेखनी से बहती रही ।' 
भक्ति, विनय तथा कृष्णलीला से ओतप्रोत ये श्रुतिमधुर रचनाएँ मंदिर में 
आनेवाले भकतजनों को भी कंठप्रिय लगने छगीं। दूसरी तरफ मंदिर में" 
आनेवाले आभिजात के मारे गविष्ठ पंडितों से भी पूंतानम की टक्कर 
होने लगी । पूंतानम' अपने सरल स्वभाव, विनय प्रकृति, इष्टदेवकी कृपा 
तथा जनसाधारण के आदर के बलूपर सदा वरिष्टता प्राप्त करते गये। 
भक्त और भगवान की इस अनन्य अन्योन्यता' के अनेकों मारिक और 
रसीले ऐतिहय केरलीय जन-मानस को आज भी प्रियंकर बने हुए हैं । 


संस्कृत के उद्भट विद्वात भक्त कवि तथा “नारायणीयम' के प्रसिद्ध 
प्रणता मेल्पत्तूर नारायण भट्टतिरि पूंतानम के समकालीन माने जाते हैं! 
दोनों गुरुवायूर मंदिर में सहवासी भी रहे। उन दिनों पूंतानम' अपनी" 
मलयालम  कद्विताओं की आवश्यक दुरुस्‍्ती मेल्पत्तर से कराया करते थे ॥' 
वेदशास्त्रों के महापंडित मेल्पत्तूर को संस्कृत के मुकाबले में देशीभाषा-मल-- 
यालम' की रचनायें हल्को प्रतीत होती थीं। साथ ही पंतानम जैसे हीन स्तर 
के नंपूतिरी की कविता-शुद्धि के प्रति भी वे उतने सहृदय नहीं थे। इस 
अन्दरूनी सत्य से अनभिज्ञ भोले-भाले पंतानम जब अपनी कविता-दुरुस्‍्ती 
के लिये बारंबार दबाव डालने लगे तो एक दिन तंग आकर मेल्पत्त्र कह ' 
बैठे कि “पूंतानम !  भाषा-कविता में अशुद्धियाँ नहीं होंगी तो और क्या: 
होंगी ?” यह सुनकर पंतानम उदासमन अपने अड्डे पर लौट पडे। 
मगर उस दिन रात को मेल्पत्तर की वात-पीडा बढ़ गई और गुरुवायूर' 


'92 दक्षिण के संत 


'भगवात ने स्वप्न में मेल्पतूर का यरवे खबं करते हुए कहा “मुझे मेह्पत्तर 
“की विभक्ति (व्याक्रणनियम) से अधिक पूंतातम की भक्ति ही प्रिय है ! 
“कहा जाता है कि उप्तके बाद मेल्फ्तूर पूंतानम' की भक्ति के कायछ हो गये 
और उनसे माफ़ी मांगी । 


गुरवायर मंदिर में रोज संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा भागवत 
और महाभारत का कथावाचन होता था। भकषत जनता संस्कृत इलोकों 
'की भक्ति निर्भर पूंतातम' की व्याख्या की सदा मांग किया करती थी। 
'पुंतानम की यह लोकप्रियता वाचुक विद्वानों को आँखों में किरकिरी भी 
'पैदा करती थी। एक दिन रूग्मिणी-स्वयंत्रर प्रसंग चल रहा था। कथित 
संस्कृत श्लोक का इतना ही आशय था कि “रुग्मिणी ने ब्राह्मण द्वारा क्रष्ण 
के पास सन्देश कहला भेजा । मगर पूंतानम' ने अपनी तनन्‍्मयता तथा 
जनरुचि का निर्वाह करते हुए व्याख्या की कि “रुग्मिणी ने ब्राह्मण के हाथ 
'में एक पत्री लिखकर भेजी ।” इतने में वाचक विद्वान पूंतानम' को नोचा 
"दिखाने के लिये भरी-भीड में ही पूंतावम' से पूछ बैठा कि “पत्री लिख 
'भेजी” इलोक के क्रिस शब्द से यह अर्थ निकलता है। भक्त की असमंजस- 
'स्थिति देखकर मंदिर के अन्दर से भगवान कृष्ण की अशरीरी हुई कि 
“पत्री लिख भेजी नहीं--ऐमा किप्त श्लोक में लिखा है? और ब्राह्मण 
जब मेरे पास आया अपने साथ रुग्मिणी का पत्र भी लाया था ।” 


एक बार जप करते हुए पूंतानम के मुँह से निकला कि “प्रशमनाभों 
'मर प्रभ! ” बगल में जाप करनेवाले किसी विद्वान ने व्यंग्य किया 
“बुद्ध ! संधिनियमानुसार कहो “अमर प्रभु ।” तुरंत भगवान रक्षा के 
"लिए आये और पूंतानम को बुद्ध कहने वाले विद्वान बुद्ध ने सुना “अगर मैं 
'अमरों का ही प्रभु हूँ तो मर-(मत्यं, मानव) प्रभु और कौन है? मैं 
मर प्रभ भी हूँ ।' 


कहा जाता है कि संतानगोपालम' (“कुमाराहरणम' पाना”) काव्य में 
“जब पूंतातम ने स्वर्ग का सही वर्णत प्रस्तुत करता चाहा तो गुरुवायूर 
'अगवात ने स्वयं स्वर्ग में उपस्थित रहकर पूंतानम को दहोन दिये थे । 


भक्त कवि पूंतानम 93. 


एक बार जब भगवत्‌-द्शत के लिए घर से निकल कर पंतानम' 
गुस्वायूर जां रहे थे तब रास्ते में एक मुसलमान बठमारने उतको लूटना 
चाहा तो गजेन्द्र और पांचाली की तरह पूंतानम पुकार उठे । 


या त्वरा द्रौपदी त्राणे, यात्वरा करि रक्षणे 
मय्यात करुणामूर्त ! सात्वरा क्व गताहरे । 


(जितनी वेगता से तुम द्रौपदी (कौरत-दरबार में दुःशासन द्वारा 
वस्त्राक्षेप के समय) और हाथी की रक्षा (गजेन्द्रमोक्ष) के लिए तुम दौड पड़े 
थे मेरी पुकार पर तुम्हारी वह त्वरा (वेगता कहाँ गयी 2?) कहा जाता है' 
कि उसी समय गृरुवायूर मंदिर के सरंक्षक सामूतिरीं राजा के मंत्री घोडे 
की सवारी करते हुए वहाँ से निकले और उन्हीं के द्वारा पूंतानम' की रक्षा: 
हो गयी । क्ृतज्ञता प्रकट करते हुए पंतानम ने अपनी सोने की अंगूठी: 
उतार कर घुडसवार को भेंट दी। उसे स्वीकार कर घुृड्सवार चले भी 
गये। गुरुवायूर मंदिर पहुंचने पर मंदिर के प्रधान पूजारी ने वही मुंदरी- 
पूंतानम को सौंपते हुए कहा “पूजा के अवसर पर देव की उँगली में देखा ।. 
गत रात को स्वप्त में गुरुवांयूर भगवान का संदेश भी मिला था कि मुंदरी 
पूंतानम की है, लौटा दें ।” स्पष्ट है कि मंत्री के रूप में पुंतानम की रक्षा 
किसने की होगी । 


भद्रकालछी (दुर्गा, चण्डी) पूजा-प्रधान केरल के मंदिरों में |जो-जो गीत 
गाये जाते हैं उतमें कुछ पुंतानम लिखित माने जाते हैं। कहा जाता हैं 
कि एक बार पूतातम को चेचक की बीमारी हुई थी। गुरुवायूर भगवान 
के निर्देशानुसार उपरोक्त गीत चण्डी की स्तुति में रचे थे जिसके फलस्वरूप 
बीमारी से वे मुक्त हुए । 


उपरोक्त ऐतिह्यों से इतना तो स्पष्ट है कि वेदविहित विद्वानों, 
संस्कृत पंडितों के बीच में लोकभाषा साहित्य की प्रतिष्ठा करने के लिये 
पूंतानम को कैसी साधना करनी पडी और पूंतातम' की निष्ठा को जलता- 
जनादंन का अनुमोदन किस कदर प्राप्त होता रहा। जो भी हो, निष्क- 
पट भक्त तथा विनीत व्यवहार द्वारा पूंतानम' गुरुवायूर के तथाकथित" 


“9८ दक्षिण के संत 


पंडितों द्वारा भी आदरणीय बनते गये और मंदिर की भोजनशाला के 
अधिकारी भी प्रसाद-पंक्ति में पुूंतानमः को सर्वोच्च स्थान देने के लिये 
विवश हो गये । 


ऊँच-नीच की दृष्टि से नंपूृतिरी और नंपूतिरीप्पाड में अंतर मात्रा 

जाता है। नंपृतिरीप्पाड नंपुृतिरी से श्रेष्ठ है। लगन, स्वाध्याय तथा 
“विद्वानों की संगत से पूंतावम' नंपूतिरी यद्यपि मलयालम' की तरह संस्कृत 
और तमिक्ठ में भी अपनी काव्य-प्रतिभा प्रकट कर चुके थे फिर भी नंपू्तिरि- 
'प्पाडों की नजर में वे नंप्तिरी ही रहे। मगर जनता और जनादंन चूंकि 
'पुंतानम के पक्ष में थे अतः मंदिर के अधिकारियों तथा तथाकथित पंडितों 
की दाल गल नहीं पाती थी। फिर भी उक्त असूयालू दल मौके की ताक 
'में रहता था। एक बार भोजनशालका की प्रसाद-पंक्ति में पू्वेक्रमानुसार 
'पंतानम' अपने वरिष्ठासन पर भोजन के लिए बैठे हुए थे। जब मंदिर के 
'अधिकारी ने किसी नवागत नंपूतिरिप्पाड पंडित को पूंतानम' की जगह पर 
बिठाना चाहा । इस अपमान से आहत होकर पूंतानम भोजन किए बिता 
ही अपने भह्ठे में जाकर पडे रहे। तुरंत भक्त को भगवान से सांत्वना 
मिली कि “पंतातम |! अब इन दुष्टों के बीच में तुम्हारा न रहना ही 
च्छा है। अतः तुम घर जाओ। भविष्प में तुम्हारे घर आकर मैं 
'तुम्हें दशन दिया करूँगा ।” बूढ़ापे की सोढ़ियों पर उतरनेवाले पूंतानम' ने ससं- 
'तोष गृरुवायूर-मंदिर से विदा ली । घर पहुँचने पर पूंतानम' ने तब तक भोजन 
नहीं किया जब तक कि भगवान के दर्शत नहीं हुए। आखिर भक्त की 
बाईं दिशा (वाम'भाग) में कृष्ण ने द्शंत दिए। पुन्तानम ने जो मंदिर 
बनवाया उसका नाम “वामपुरमंदिर” पडा। वाद्धेक्य तक भगवान के 
मंदिर जाकर पूजा करनेवाले भक्तों को सबने देखा होगा। मगर भक्ति 
के बल पर पूजा के लिए भगवात को अपने इल्लम (घर) तक बुलाकर 
अपनी पूजा मात्र के लिए मंदिर बनवाने वाले भक्त पूंतानम को केरल 
की गुरुवायूर-भक्‍त जनता कभी नहों भूछी। गुरुवायर भगवान के 
भकक्‍तजन आज भी वामपुरम क्षेत्रम को भी गरुवायूर का दूसरा 
'सस्करण मानकर वहाँ की तीथे यात्रा करते हैं, मनौती मनाते हैं, ताम- 


'अकक्‍्त कवि पूंतानम 93 


करण अन्नप्राशन कर्म करते हैं और शादी-ब्याहु के रस्म अदा छरते 
हैं। इतना ही वहीं, अपितु केरलीय जनता ,के इस नैतिक उद्धारक 
के महत्व को मानकर केरल के साहित्यकार लोग भी उस मंदिर के जीणों- 
द्वार की थोजतायें अब बता रहे हैं। “पूंतावम स्मारक बताने पूंतानम 
'की समस्त क्ृतियों के प्रकाशन प्रसार का केन्ध स्थापित करने तथा हर 
साल “पूंतानम' दिवस” मनाने का बीड़ा उठाया जा रहा है। इस भूमिका 
को सार्थंकता देकर अमल में लाने का उत्तरद्यायित्व निस्‍्संदेह वतंमान 
'गुरवायूर देवस्वम का भी है, जिसकी आमदनी केरल के समस्त मंदिरों से 
अधिक है। सुना जाता है कि मेल्पत्तूर स्मारक निर्माण की तरफ़ गरुवा- 
यूर देवस्वम का रक्षा-हस्त आगे बढा हैं। भक्त प्रधान गुरुवायूर विभकित 
का रक्षक न बवे--यह कतई तात्पयं नहीं है। मगर गुरुवायूर भगवान ने 
स्वयं स्वीकारा था कि “मेल्पत्त्र की विभक्ति से अधिक पूंतानम' की भक्ति 
'मुझे इष्ट है।” गुरुवायूरप्पन की यह चाह अनसुनी करना गुरुवायूर 
देवस्वम के लिये गौरव का विषय नहीं होगा । क्योंकि केरल की जनता 
'मेल्पत्तूर को कम जानती है और पूंतानम को आत्मसात कर चुकी है। इस 
'लोक भक्त की अवहेलना केरल की वर्तमान उद्बुद्ध जनता शायद ही क्षमा 
कर पायगी । जनता तो जनता, संभव है कि जनमत के दबाव में स्वयं 
गुछवायूर भगवात भी वहाँ से उठकर वामपुरम को स्थायी वास केन्द्र 
बना बैठे । | 
'पूंतानम की कृतियाँ :--- 

पंतानम' की कुल बीस-बाईस क्ृतियों में अधिकांश स्तोत्र और कीतंन 
हैं जेंपे पायंप्रारथीस्तवम, घनमसंद्यम, नारायण कीतेनंडूछ, गोविन्दकीतं- 
'नंडछ, आनन्‍्दनृत्तम, द्वादशाक्षर नाम कीतेनम, ओऔीकृष्ण कीतेनंडछ, अष्टान्षर- 
'कीतंनम, ब्रह्मपरगोविन्दकीतेनम, गोपालक्ृष्णकीतंतम, गौरीकीतेनम, 
वामपुरेश कीत॑नंडछ, पद्मानाभकीतेनम, विवेकोदयकीत॑तम, जयकण्णकी त्‌सम, 
'विडशोछकीत॑नम' श्रीरामकीतेनंडछ, मुकुन्दकीतेतनम, दशावतार स्तोत्रम 
आदि। ये कोतेन-स्तोत्र केरल के मंदिरों में भक्त-पूजारी लोग, घरों में 
गृहस्थ नर-तारी साय॑ प्रात: की पूजा-वेला में गाते हैं और बच्चों को सिखाते 


96 दक्षिण के संत 


हैं। 6 वीं सदी के इन कीतेनों के आज भी सजीव स्थायित्व का कारण 
उनमें अंतर्भूत निरमेल ईश्वर भक्ति, नैतिक भाव और अनुभावों को प्रकट: 
करनेवाली सहज सरल संगीतात्मक भाषा हैं। इन गीतों को हिन्दी के 
रामचरित मानस की सरलता, रसखान के भाषा माधुय तथा मीरा की' 
तनन्‍्मयता का संगम कह सकते हैं। केररह के घर घर में शताब्दियों से 
जोवित तीत कवि माने जाते हैं--एप त्तच्छन्‌ चेरुष्शेरी और पंतानम ॥ 
विशेष उल्लेखनीय है कि घर की मातृ जाति ही इत तीनों की संरक्षिका है # 
आधुनिक स्कूछी शिक्षा के पू्वकालों में लड़कियों की शिक्षा की कसौटी भी 
इन तीनों की रचताओं के गायन-पारायण की कुशलता मानी जाती थी ४ 
शादी-ब्याह के निश्चय के समय दुलहिन की प्रामाणिकता की शर्तों में उक्त 
योग्यता को भी महत्व दिया जाता था जिसे वायनशीलम” (वाचन का' 
अभ्यास) कहा जाता था। मगर एष्‌ त्तच्छकन और चेरूश्शेरी की कतियों 
का महत्व जहाँ विभिन्न उत्सवों अथवा पारायण के मौत्रमों में माना जाता 
है, पंतानम के कीतंन-स्तोच को हर संध्यत्व ब्रह्ममृहुत में स्थान प्राप्त है ॥ 
भारत भर में शायद केरलीय घरों की ही विशेषता कही जायगी जहाँ 
संध्या होते ही बच्चों के खेल-कूद पर विराम लग जाता है, हाथ मूँह 
धोकर माथे पर भस्मलेपन हो जाता है (चन्दन प्रातःकालीनलेफ्न माना 
जाता है) और घर के बरामदे में प्लथी मारकर सब कतार में बिठाये' 
जाते हैं। वे कोरस में ज़ोर से (उच्चारण शुद्धि तथा रसोई घर में निशा- 
भोजन की तैयारी में व्यस्त गृहतायिका तक सुनाई देने के छिये भी) नम: 
शिवाय, नारायणाय नमः अच्यताय नमः, अनंतायनम':, अमृतायनमः गो विन्दा- 
यनमः गोपालाय नमः, श्रीकृष्णाग्र नमः विष्णुवेहरि आदि विविध “देवताओं , 
रामायण-महाभारत के वीर पुरुषों, पंच कन्याओं, देश के विविध नदी-तीर्थों 
की नामावली का मुखाग्र वाचक करते हैं। उसके बाद भवित रस-प्रधान 
गीत फिर सकल के लिए आवश्यक गणित-पहाडा, सप्ताह, मास, नक्षत्र, 
आदि की तालिका आदि का भी अभ्यास-चक्र चलछता है। इन सबको" 
मिलाकर 'तामम्‌ चोल्लरू” (नामोच्चार) कहते हैं। इतनी भूमिका का 
मकसद यही कि 'तामम चोल्लल” में पूंतानम के गीतों की अनिवायंता 


भक्त कवि पूंतानम 97 


रहती है। इस समय गाँव भर के शिशु-कंठों के समवेत स्वर में पूंतावम 
के कीतनों की पावनता घर के नास्तिक बुजुर्ग के दिल को भी छू जाती है। 
अधिकांश कीतंन-स्तोत्र कष्णमय हैं। बाकी शिव तथा केरल के स्थानीय 
देवी-देव संबंधी हैं । 

अंजना श्रीचोर ! चारुमूतें कृष्ण ! 

अंजलि कृप्पि वर्णडिट्न्रेन 

आनंदालंकार ! वासुदेव कृष्ण 

आतंकमेल्ला मकरिर॒टेणम 

इंदिरा कांत ! जगन्निवास कृष्ण ! 

इब्नेन्रे मुँबिल विढ्ंडिटेणम 

(अंजन की शोभा को भी मात करने सुन्दर कृष्ण | अंजलिवद्ध 

होकर मैं तुम्हारा वंदन करता हूँ । आनंददायक अलंकारोंवाले हैं वासुदेव ! 
मेरे सारे भय को दूर करो। है, इन्दिरापति ! ब्रह्मांडवासी ! मेरे 
सन्मुख आकर दर्शन दो) 

करिमुकिल वर्णन्रे_ तिरुवुटलेन्रट 

अरिकिलवजच्नेप्पोष ,_ म काणाय्केणम 

कालिल चिलंबूम, किलक्किनटक्कुत्ना 

गोपालकृष्णने काणय्केणम 

किकिणियूम' वत्लमोतिरवृम' चार्ति 

भंडिय्योटेनू मुंपिछ काणाय्केणम 

कुंजिकरण्टिलम' वेण्णकोट्तम्मा 

रंजिप्पिवकुन्नतुम' काणाय्केणम 

कृताटीटिम' पशुकुद्धिककुमायी 

ओतु कह्िप्पतुम काणाय्केणम' 

(घनश्याम शरीर वाले क्ृष्ण को अपने पाप ही सदा देख णाऊ 

अपने नन्‍हें पदों में किकिणी बजाकर चलनेवाले को, हाथ में कंकन , 


98 दक्षिण के संत 


उंगलियों में मुंदरोधारी कृष्ण सुन्दरता के साथ मेरे सामने प्रकटदों । दोनों 
ननन्‍हें हाथों में माखन अम्मा से पाकर सनन्‍्तुष्ट होनेवाले, उछल-उछल कर 
छलांग भरनेवाले, बच्छड़ों के साथ खेलनेवाले क्षष्ण को मैं देख पाऊ) 

संगीतात्मक भक्ति के साथ बच्चों को स्वर और व्यंजनाक्षरों को 
सिखाने की कवि की सरस पद्धति भी पंक्तियों के आदि अक्षरों में 
दर्शनीय है । 


प्रातः शैया छोडते ही कृष्ण की झांकी की कामना के चरण मनोहर 


कृणिकाण च्रेम्‌ कमलनेत्रन्र 
निरमेष _म मंत्रतुकिल चार्ती 
कतर्काक किणी वक्ककतछमो तिरम' 
अणिव्युकाणणम भगवाने । 
शिशुक्कवायुछृठ्त सखिमारुमतानिम्‌ 
पशुक्कले मेत््यू नटक्कुंबोलछ 
विशक्कुंबोछ वेण्ण कवर्नुण्णुमृण्णि 
वशत्तु वा कृष्ण कणिकाण्मान 
(आँख खोलते ही पीतांबर घारे, सोने के कंक्रशकिकिणी पहने 
है भगवान ! तुम्हारी झांकी चाहता है। मैं उस क्षष्ण का प्रातः दर्शन 
चाहता हूँ जो छोटे, हम उम्र के साथियों के साथ गाय चराते हों और भूख 
लगने पर माखन चुराकर खाते हों) 
वेक्क्रम मंदिर के देव शिवस्तु ते की बानगी भी आस्व्रादतीय है--- 
नरनाथिडिते जनिच्चु भूमियिल 
नारकवारिधि नट्विलमान 
नरकतिलनिन्नु करकेर्रीटेणम 
तिरूवेक्कम' वाष मे शिवशंभो! 


अक्त कवि पूंतानम 99 


(वेक्कम में विराजमान हे शिव ! मैं मानव होकर इस भमि में 
अजन्मा, नरक रूपी सागर मध्य में फंस गया हू। यहाँ से निकाल कर मेरा 
बेडा पार कराओ) 


अंबाटी तन्चिलोरूणिणियँयंडने 
उष्णिकोरूण्णिकुष लुमं डंडने 
उण्णिक्कु पेरूण्णिकृष्णनेब्वंडनने 
उप्णिवयर्र्त्तु चेरूमृंडंडने 
उण्णिक्के रंडिलम वेण्णयंडंडने 
उण्णिक्कालकोंटोरु नृत्तमूँडंडने 


उण्णि (मुन्ना लल्ला) शब्द के आनंद नतेन, विविध अर्थ भंगरिमा तथा 
संगीतगुंजन द्वारा कवि ते वात्सल्य भक्ति का रसायन तेयार किया है 
(गोकुल में एक मुन्ना है। उस मृन्ना के हाथ में एक नन्‍ही मुन्नी मुरली हैं, 
उस बालक का नाम बालक्ृष्ण है जिसके नन्हे पेट पर धूलि का जिद् है, 
'नन्‍्ही दोनों बाहों में माखन है (वेण्ण) वहु अपने नन्हे पेरों से नर्तेन भी 
करता है ।) 


जपतक्रिया में द्ुत ताल की मस्ती भरनेवाली भक्त पृंतानम की चार 
पंक्तियाँ देखें :-- 
कण्णन्रूं क्ियुंड, कह्बुंढ, कनिवृंद, 
उण्णिकक्त पलतुंट जयकृष्णशरणमे 
कालचिलंबोलियुंट्टु कककक॑ज्चिरियंट्टु 


95 


काच्चापालक्कोतियूंटटु जयकृप्णशरणमे 


मैं उत्त कण की शरण-गत हूँ जो खेलता है, चुराता है, दयाचु है, 


संग साथी वाला हैं, जिसके पैरों में तृपुर बजते हैं, मूँह में कलकलाहट है, 
जिसे गरम दूध पसंद है) 


]00 दक्षिण के संत 


भगवदगीता के दूसरे अध्याय के अंतिम' भागों में वणित स्थितप्रज्ञ 

की प्रसिद्ध परिभाषा को पूंतातनमा “मूलतत्वम” नामक अपने गीत द्वारा 
कसी वाल सहज अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं ? 

दुखमोट्क्कुन्न तंपुराने कृष्ण ? तृक्कपलबानिता कुंपिट्न्नेत 

दुखमेट्ततिनेन्तेमूलम' कृष्ण ! दुखमेटुततु जन्ममूलम 

जन्म मेटुततिनेन्ते मूलम कृष्ण ! जन्ममेट्ततु कर्ममूलम 

कर्ममेट्ततिनेन्ते मूलम कृष्ण क्ममेटुततु राग मूलम 

रागमेट्ततिनेन्ते मूलम कृष्ण ! रागमेट्ततु मान मूलम 

मानमेट्ततिनेन्ते मूलम कृष्ण | तन्ने निनयाय्कमान मूलम 

तन्ने निनयाय्वनेन्ते मूलम' कृष्ण ! अज्ञानमोन्न विवेक मूलम' 


(है दुखमभोचन करनेवाले कृष्ण ! तुम्हारे चरणों का वंदन करता 
हुआ दुख का कारण जानना चाहता हूँ । (आगे की प्रश्नोतरी का सारांश 
है) दुख का कारण जन्म है और जन्म कर्म पर आधारित है। कर्म 
राग मूलक है, राग गये मूलक, अपने को ने पहचानने के कारण गे 
होता है और अज्ञान और अविवेक ही कषात्म ज्ञान में वाधक हैं ।) 


अब पूंतानम के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीन काव्यों पर किचित प्रकाश 
डालना अप्रासंगिक न होगा ॥ “ 


() ज्ञानप्पाना :-- 

सीमंत शिशु के अकाल निधन जन्म नि्वेद भाव से, कुल मानव सत्ता 
की असारता के विश्लेषण की प्रेरणा कवि को मिली । इस क्षण जीवो- 
मनुष्य के बलणी स्वप्न तथा फिर स्वप्न भंग का बहुरंगी चित्र ज्ञानप्पाना में 
भरे पड़े हैं जो इतने यथार्थ तथा सजीव बने हैं कि पाठक व श्रोता में 
आत्म ज्ञान की ललक अपने आप पैदा हो जाती हैं । 


फ्तुमासम वयरिरल् कपिबृपोय 
पत्तु पंतीराण्डण्णियायम पो्ये 


भवत कवि पंतानम 70] 


तन्नत्तानभिमानिच्च्‌ पिन्नीटुम 
तन्नतानरियाते कषियून्न्‌ 
एत्रकालमिरिक्कूमि नियेचुम 
सत्यमों नयुक्केतुमोन्रिह्लस्लछ 
नीपोकिपोलेयलकोरू देहत्तिल 
वीर्पुमात्रमुंडडने तोच्नुचू 
(दस मास मा के गर्भ में, दस बारह साल बचपन में यों ही गये । 
फिर भी मनृष्य बाकी आयू को झूठे अभिमान में नष्ट करता रहता है । 


अपने जीवन-काल का हिसाब किसी के पास भी नहीं । बुलबुले सी वह देह 
यों ही फूली दिखायी देती है) 


ऐसी नाजुक हालत है इनसान की । फिर भी वह चेतता नहीं । 
स्थानमानंइछ चोल्लिक्लहिच्चु 
नाणम केटटु नटवकुन्रितु चिलर 
मद-मत्सरम चितिच्चु चितिच्चु 
मतिकेट्टु नटक्कुन्रितु चिललर 
कोलकंडर्मकल सेवकरायिट्टु 
कोलम तुक्कि जेल्यृन्वितु चिलर 
वंदितन्मारे कणुन्न नेरतु 
नि्दिच्चत्रे परयुत्षितु चिलर 
ब्राह्मण्यम कोंड कुतित्तु कुंतित्तु 
ब्रह्मावु मेनिक्कोव्वायेन्रुमः चिललर 
विद्यकोंडरियेण्डतरियाते 
विद्वानेन्रु नटिक्कुन्चितु चिलर 
कुंकुमतिन्र वास मरियाते 
कुंकुमम चुमक्कुम पोलेगदेभम' 


402 दक्षिण के संत 


(कोई पद-पदवी केलिये, कोई ईश्यॉव्रिष से पीडित द्ोकर भटठकते हैं । 
कोई अपनी दास्प्रवृत्ति पर इतराता है। वंदनीय की तिनन्‍दा होती है। 
ब्राह्मण अकडकर अपने को ब्रह्म से भी वढा मानता है। विद्या' के बिना 
कोई विद्वान बना फिरता है जे गधा केसर की गंध जाने जिना केसर 
ढोता है ।) सोलहवीं सदी के इस नकत का जीवन-निरीक्षण पाठक देखें 
कि आज के वातावरण में भी छितना अचूक है । यहाँ उल्लेखनीय विषय है कि 
कवि की निर्वेद>-बारणी जीवन से पलायन करानेवाली नहीं है । वह 
जीवन को सदुकर्मों से सफल बचाने की ही प्रेरणा देती है। कवि की दृढ़ 
धारणा है कि कर्म-फल से स्वयं ब्रह्म भी बच नहीं सकता । 

नम्मोयोक्कयुम' बंधिच्च साधनम' 

कमंमेन्नरियेंडतु मुंपिनाल 

चण्डकर्मडछ चेय्तवन चाकुंबोछ 

चण्डाक कुरूुत्तिगल पिरक्कुन्न्‌ 

कृप कूटाते पीडिप्पिच्चिट्स न पत 

चत्तु कृमियाय पिर्‌क्‍कुच््‌ 
(मनुष्य कर्म-वंधित है, बुरा कर्म करनेवाला राजा भी क्यों न हो कृमि- 
कीटकुल में ही पुनर्जेन्म पायगा) 

अतः नर जन्म सफल बनाने का उपाय क्या है ? 

सक्ति कूटाते नामंड्छेप्पोष मं 

भक्‍्ति पूंडु भजिक्णम नम्मूटे- 

सिद्धि कालम कषिवोछमीवण्म 

श्रद्धयोटे वसिक्केण मेवरुम 

काणाकुन्नच चराचर जातिये 

नाणम कंविट्टु कष्पि स्तुतिक्कणम' 
(अवासक्ति, भविति, और श्रद्धा-भाव से जीवन बितावें, समस्त चराचर को 
समजीवी मानकर नमस्कार करें) 


भक्त कवि पुंतानम 03 


भक्त का यह समयोचित निर्भय जीवन-दर्शन ही “ज्ञानप्पाना की 
अक्षयता का कारण है । 


(2) कुमाराहरणम पाना :- 


इसका आपरर नाम संतानरोपालम भी है। यहाँ कवि का “पाना” 
प्रयोग एक विशेष छंद-शेली (द्रतकाकद्वि) के अर्थ में हुआ है जिप में चार 
चा्ण होते हैं। यह एक सरत पौराणिक खण्डकाव्य है जिस में कवि की 
चित्रण-कुधलता की परिपक्वता के दर्शन होते हैं। शिशुमरण से विह्चल 
एक ब्राह्मण के दसवें बच्चे की रक्षा का बीडा अर्जुन उठा छेते हैं मगर अंत 
में विफल होकर शर्ते के अनमार अभ्नि प्रवेश की तय्यारी करते हैं ॥ ऐन 
मौके पर श्रीकृष्ण का आगमन होता है। क्ृष्ण पार्थे को लेकर स्वर्ग में 
बच्चों को ढूंढने जाते हैं। दसवें बच्चे से भी वंचित विज्लुव्ध ब्राह्मण का 
अर्जत को फटकार देता, अर्जुन की कृष्णस्मरण करके आग में कूदते की 
तय्यारी और स्वर्ग का अत्यधिक स्वाभाविक तथा भव्य वर्णन आदि प्रसंग 
विशेष आस्वादनीय हैं। ज्ञानपाना में अंकुरित कविता-प्र तिशा-किसलय 
संतानगोपालम में पूर्णत: मंजरित हुआ है। 


(3) भाषाकर्णामृतम :- 


इसमें कृष्णठीला विषयक भागवत्‌ के दशमस्कंध की संक्षिप्त कथा 
वर्णित है। संस्कृत के विल्वमंगलम से लेकर समस्त भारतीय भाषाओं के 
कृष्णभक्त कवियों को दशमस्कंध जब कि आकर्षित करता रहा है तो भक्त 
कवि पूंतानम' अपने इष्टदेव के लीला-वर्णन का सुनहुला मौका भला क्‍यों 
कर छोडेंगे? मगर इसमें कृष्ण-लीला के शूंखलित वर्णन में कवि का मन 
उतना रमता नहीं जितना कि सुननेवालों में भक्तिभाव बढाने तथा भगवान 
के निकट अपने भक्ति विभोर सान्निध्य के आकांक्षा-प्रदर्शन में दृष्टियोचर 
होता है। जंसे - 


एन्नोमलिडु वरिकेच्रु यशोद मेल्ले 
च्चेन्नाछ मुकर्चु पुतुवेण्ण कोटुप्पतिन्नाय 


04 दक्षिण के संत 


अन्नेरमातियोटेयोटि विय्तुवीण 
कण्णन्र कातरत काण्मतुकौतुकममे 


(ताज़ा माखन निकाल कर मां यशोदा ने कृष्ण को पुकारा तो मां 
की पुकार सुनते ही माखत के लिए हडबडाकर मां के पास दौड आनेवाले 
कृष्ण की आतुरता मैं देखना चाहता हूँ । इसी तरह गोधूलिवेला में गो- 
गोपालकों के साथ गोकुछ की और मुरलीवादन सहित लौटने, शरत्चन्द्रिका 
की रासक्रीडा आदि अनेकों लीला वर्णनों में अपने को भी दर्शक बनाने की 
कामना वर्णित है। पृन्तातम' की यह तादात्म्य भक्ति हिन्दी के वैष्णव 
सगृणोपासक कवियों में भी सुछभ है। तुलसी के वर्णनों में कहीं “अवब- 
धेश के बालक चारिसदा तुलसी मन-मंदिर में विहरे” तो कहीं सूर कृष्ण 
के कर्ण-छेदन उत्सव का वर्णन करते-करते अंतिम चरण में' कह जाते हैं कि 
“आगत समी-मेहमान यहाँ तक कि ऐसे अवस्तर पर नांच-गान करनेवाले ढाढ़ी- 
ढाडित भी खान-पान उपहार पाकर ससंतोष लौट रहे हैं तव सूर द्वार पर 
खड़े होकर “मॉँगत जूडन ।” पाठकों ही अनुभूतियों को भी गाढा बनाने 
की इस शेलो से पूंतानम का वचनामृतम केरक वासियों का अबर कर्णामृत 
बन गया तो स्वाभाविक ही है । 


पूंतानम के रचना-क्राल के समाज-संस्कार-विधान का सही अध्येता 
ही पूंतानम-साहित्य का सही मूल्यांकन कर सकता हैं। जाति और कुछ 
महिमा-रोग प्रस्त जिस समाज में कला-पसाहित्य जनसाधारण के लिए 
आस्वादनीय नहीं माना जाता था। उप्ती जन साधारण के बोच पूँतावम' 
अपनी कविता लेकर उतर पढ़े थे। पामर जनों को कविता-रस का 
आकंठ पान कराया। आमनन्‍जनता के लिए आम जनता की भाषा में 
शास्त्र और उपनिषदों को उस महान भक्‍त कवि ने परोसा। पूंतानम की 
कविता व्याख्या-टीका की भूखी नहीं है। इकन्नीर (नारियल का डाब) 
की तरह आसानी से मुंह खोलते ही रस छलक पडता है। यही भक्त 
कवि पूंतानम' काव्यामरता का रहस्य है । 


लेखक : श्री पी. नारायण 


अन्नमाचार्य 5. 
अन्नमाचार्थलछ 


ध्ऊ 


आंध्र के प्रसिद्ध वेष्णव कवियों में ताक॒छ॒पाक अन्नमाचार्य जी का 
जाम अत्यन्त आदर के साथ लिया जाता है। आंध्र में प्रायः वेष्णवा 
ब्राह्मणों के लिए आचार शब्द का प्रयोग होता है। '“आचार्यूल' गब्द 
आदर सूचक है। अन्नमाचार्य जी अन्नमय्य, अन्नमय्यगुर, अच्ममार्थ, अन्न- 
माचाय कवि भी कहे जाते हैं। ताछूछ॒पाक एक ग्राम का नाम है जो कड्या 
जिले में है। यही नाम अन्नमाचा्य जी के वंशजों का “घर का नाम' हुआ । 

अन्नमाचार्य जी तिरुपति वेंकटेश्वर जी--- बालाजी-- के परम भक्त 
थे। तिरुपति देवस्थानम्‌ से प्रकाशित एक ग्रंथ में कहा गया है कि अन्न- 
माचार्य जी का जन्म 408 ई.- संवत्‌ 465 में और देहवसान 503 ई, : 
संवत्‌ ]560 + में हुआ। तिरुपति-मन्दिर में ही ऐसे ताम्रपत्र सुरक्षित हैं 
जितपर अन्नमाचार्यजी के पद-कीतंन-अंकित हैं। प्रारम्भिक पद से यह 
ज्ञात होता है कि 424 ई. से अर्थात्‌ जब उनकी आयू 0 वर्ष की थी, 
उन्होंने पद-रचना करना शुरु किया था। * 

+ तेलुगु विज्ञान स्वस्वमृ” (७०४० ॥7ए००/७७८०१०) के तृतीय 
भाग: “'तेलुग-संस्कृति ” में श्री तिम्मावज्ञल कोदण्ड रामय्याजी ने लिखा है 
अन्नमाचार्य जी का जन्म [424 ई. में और उनका देहावसान 503 ई. में 
हुआ । (पृ. 74 ) 


]06 दक्षिण के संत 


अन्नमाचाय जी ऋऋशाखा, आइवलायन सूत्र और भारद्वाज गोत्र के 
नन्‍्दवरीक ब्राह्मण थे। उनके दादा वेदों के बड़े पण्डित थे। उनके 
वंशज पढ़े-लिखे और ख्यातिप्राप्त थे । उनके पुत्र पेद तिरुमलाचाये, पोते 
चित्नन्न, दामाद रेवणूरि कोण्डाचायें--ये सब कवि थे। उनकी पत्नी 
तातछकछयाक तिम्मकका भी अच्छी कवयित्री थी, जिन्होंने 'सुभद्रा-कल्याण' 
नामक काव्य लिखा है। चित्रन्न ने द्विपद छंद में अपने दादा का जीवन- 
चरित लिया है। उससे ज्ञात होता है कि अन्नमाचार्य जो अपनी 0 वर्ष 
की आय में अपने गाँव छोड़कर तिरुपति चले गये जहाँ उन्होंने भावषान का 
कैकर्ये स्वीकार किया तथा वैष्णव धर्म भी स्वीकार किया। तभी से 
अन्नमय्य अन्नमाचार्य! हुए। उनके पिता का नाम नारायण सूरि और 
माता का नाम लवकमाम्बा था। वाल्यकाल में ही उनके हृदय में भव्ति' 
का प्रादर्भाव हुआ। भगवदभक्ित से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान वेंक- 
टेबबर का ताम-संकीर्तन करना शुरु किया । छुटपफ्त में संगीत की ओर 
उनका सहज आकर्षण था।। वे कभी-कभी गीत बनाकर गाया करते थे । 
वेदाध्ययत के लिए प्रसिद्ध विप्र-कुछ के लोगों से उनको इस दिशा में 
प्रोत्साहन मिलने की संभावना न थी। बंधु-बांधवों को यह परिहासपूर्ण 
लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। घर के लोग अन्वमय्या को कोई न कोई 
काम साँपते, सदा उनसे काम कराते । संभवत्तः वे अपनी भाभी के व्यवहार 
से बहुत तंग आ गये थे। पशुओं के लिए चारा लाने भाभी उनको रोज 
खेत भेजा करती | एक दित जब वे घास काट रहे थे तब उनकी उंगली 
कट गयी, उनके मुंह से भगवान का ताम निकला । तुरंत हिया फेंककर 
वे सीधे तिरुपति चल दिये । यह उनके जीवन कीं अति मुख्य घटना है। 


भक्तों के साथ गीत गाते और भगवान का नाम-स्मरण करते हुए वे 
तिरुपति पहाड़ पर चढ़ने लगे। वे नहीं जानते थे कि चप्पल पहनकर पहाड़ 
पर नहीं चढ़ना चाहिए। “मोकाछक़ पर्वत! * के पास पहुँचते-पहुँचते वे” 





* 'मोकाछक पर्वत' का शब्दाथ होता है घुटनों का पर्वत: मोकालः 
का अर्थ है घटना: 


अन्नमाचार्युलु [0 


बहुत थक गये । आगे चलता संभव नहीं हुआ। एक शिला पर सो 
गये । ऐसी आत्मविस्मृति की स्थिति में उतको भगवती अलमेल मंगम्मा 
के दर्शन हुए जिन्होंने यहु समझाया कि चप्पल पहुनकर नहीं चढ़ता चाहिए: 
अन्नमय्या चकित हुए, सोत्साह उठे । उनको देवी का साक्षात्कार हुआ; 

प्रसाद प्राप्त हुआ। तब भक्ति से परवज हो अन्नमय्या जी ने एक शतक 
का गायन किया । यह उत्तकी आशु कविता का एक उत्तम निदर्शेन है। 

कहा जाता है कि यह शतक 'ेंकटेश्वर शतक' नाम से प्रसिद्ध है। उससे: 
उद्धत निम्नांकित पद्म उक्त घटना का प्रपाण-सा प्रतीत होता है--- 


अरिसेल नूने ब्रेलन नौगूल जक्केर मंडेगल वडल 
बुरुडल बालूमंडेग लपृपमु लग्यलमेलमंग ती; 
करुदुग विदु वेट्ट बरमान्नशतंबुल सृपक्रोदलतो 
निरत विनिमंलान्नमुल नेतुलसोनल वेंकटश्वरा। 


आशय--हे वेंकटेश्वर, अलमेल्‌ मंगम्मा ने पुआ, पूड़ियां, लडडू- 
मिठाई, वडा, अंदरसाअपूप, सैकड़ों प्रकार के पायस, करोड़ों प्रकार के पृ" 
तथा घृत सहित निर्मल अन्नों का भोज तुम्हें दिया । 


अन्नमय्या पहाड़ पर पहुँच कर स्वामिपुष्करिणी में पूत स्‍्वात हो' 

गरुड़-स्तम्भ, विष्वक्सेन आदि के दर्शन के अनन्तर भगवान वेंक्रटेश्वर को 
सेवा में उपस्थित हुए । उनके मुंह से आशू कविता-वाहिनी निक्रल पड़ी. 
वे आत्मविस्मृत होकर भगवान का संकीतेन करने लगे । कहा जाता है कि 
उनको भगवान के दर्शन हुए थे। तिरुपति-मंदिर में जो ताम्रलेख संग्रहीत 
हैं और जिन पर अन्नमय्या जी के पद अंकित हैं, उनमें यह स्पष्ट कहा गया 
है कि उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे। उन्होंने भगवान के सा न्निध्य 
तक पहुँचते समय तथा पहुँचने के बाद जो जो पद गाये, वे सब आशु कविता 
के सुन्दर उदाहरण हैं। भगवान की महिमा का वर्णत करते हुए उन्होंने: 
बौलि' राग में जो पद गाया था, वह नीचे दिया जाता है--- 

एंत मात्रमुन नेव्वरु दलचिन अंतमात्रमे नीदु 

अंतरान्तरमु लेंचिचूड, पिण्डते निप्पटि यन्नट्ल... 


08 दक्षिण के संत 


कोल्तुरु मिम्‌ वेष्णवुल क्रिमितो विष्णंंडनि 

पलकुदुरु मिम्‌ वेदान्तुल परब्रहममनुचु 

तलतुरु मिम्‌ गैवुलू तगिन भकक्‍्तुलन्‌ शिवुडनचु 

अलरि पोगडुदुरु कापालिकुल आदिभेरवृडनुचु ॥ एंत ॥ 


सरि नेन्नुदुरु शाक्तेयल शक्तिरूपु ती वनृचु 

दरिसेनमुलमिम्‌ नाना विधलन तलपुलकोलदुल भरितुरु 

सिरुल मिमु ने यल्पबुद्धि तलचिनवारिकि नत्पं बब॒दुबु 
गरिमल मिमुने घनमानि तलूचित घनबुदुलकु घनुडव॒॥ एंत ॥! 


नी वलत' कोरत लेदु मरि नीरुकोलदि तामरवु 
आवल भागीरथी बावुल आ जलमे वूरितयदल 
श्रीवेंकटपति नीवैते-चेकोनि उन्नदेवमनि 

ईवलने ती शरणनियेद निदिये परतत्वम्‌ नमाकृ... 


आशय--जो जितने परिमाण में अर्थात्‌ जिम भांति तुम्हारा स्मरण 
'करते हैं, उतने परिमाण में अर्थात्‌ उसी भांति तुम हो, जैसा कि कहते हैं 
कि जितना आटा है उतनी रोटी है। वैष्णव छोग विष्णु कहकर सप्रेम 
'तुम्हारा भजन करते हैं। दार्शनिक लोग परब्रह्म कहते हैं। शैव लोग 
शिव कहकर तुम्हारा स्मरण करते हैं। कापालिक लोग आदिभैरव कहकर 
सुमन से प्रशंसा करते हैं। शाक्तेय लोग तुम्हें ही शक्ति रूप मानते हैं। 
नाता प्रकार से तुम्हारे दशन, स्मरण, भजन करते हैं। जो गर्वीले लोग 
'तुम्हें 'अल्पबृद्धि! समझते हैं, उनके लिए तुम अल्प हो। जो लोग तुम्हें 
'घत समझते हैं, उनके लिए तुम घन अर्थात्‌ महान हो । तुममें कोई व्यनता 
'नहीं है, जितना जल है उतना कमल । जैसा कि कप का जल ही भागी- 
रथी हो जाता है। श्रीवेंकटपति, तुम्हीं इष्ट देव हों, ऐसा मानकर यहीं 
'से मैं कहगा कि तुम्हारी शरण है, यही मेरे लिए परतत्व है । 


यह पद ऐतिहासिक महत्व. रखता है। “'यादृशी भक्ति: तादुशी 
“भक्ति: और-.. 


अन्नमाचार्युल्‌ 09- 


एको विष्णमेहद्भूतं पृथग्भृतान्यनेकश: । 
त्रींल्लोकान्व्याप्य भूतात्मा भूडक्ते विश्वभुगव्यय:।। 


का तत्ब इसमें प्रतिषादित है। कर्नाठक के प्रसिद्ध बेलर चेन्नकेशव मन्दिर 
में निम्तांकित इलोक है जों ऊपर उल्लिखित पद से मिलता-जुलता है-- 


य॑ शव: समुपासते शिव इति ब्रह्ममेति वेदान्तिनो 
बौद्धा वृद्ध इति प्रमाणपटव: कर्तेति नैयायिकाः । 
अहेन्तश्चेति जनशासनमति: कर्मेति मीमांसका: 
सोध्यं वो विदधातु वांछितफल श्री केशव: सवंदा ॥ 


अन्नमय्या उन भाग्यशाली भक्तों में हैं जिन्होंने नाम-संकीतंत से” 
अपने इष्टदेव को प्रसन्न कर उनके दर्शन; प्राप्त किये थे। तिरुपति-मन्दिरः 
के अधिकारियों तथा शठकोप यति को उनके व्यक्तित्व ने आकर्षित किया।' 
दठकोप यहींद्र से उन्होंने दीक्षा ग्रहूण की और “अन्नमाचार्य' हुए। यह 
ज्ञात नहीं कि वे कितने दित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तिरुपति में रहे। 
पुत्र का अन्वेषण करती हुई जब उनकी माता आयी, तब वे तिज गुरु की 
आज्ञा तथा स्वप्न में प्रदत्त भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार माता के साथ 
ताछक़पाक वापस गये । वहाँ उन्होंने गृहस्था श्रम' स्वीकार किया, एक नहीं: 
दो विवाह किये। उनकी पत्नियों के नाम हैं--तिरुमलछम्मा अथवा 
तिम्मक्का और अक्कलम्मा । गृहस्थ-जीवन का अनुभव करते हुए उन्होंने 
अहोबल, तिरुमल आदि तीथ स्थानों की यात्रा की एवं अनेक पद बनाये ।. 
कहा जाता है कि पदों में ही उन्होंने रामायण की भी रचता की थी । 


अन्नमाचार्यल के पदों में वह जादू था कि लोग सहज ही उनकी ओर 
आकर्षित हो जाते । उनकी कीति टंगूटूर के अधिपति साकढ्॒व नरसिहराय' 
तक पहुँची, 450 ई. में विजयनगर के सामंत राजा थे। नरसिहराय 
उनसे मिले और उनके आशिप से हो !487 ई. में पेनुगोण्ड में राज्याति- 
षिक्‍त हुए। बाद में वे विजयनगर के सिहासनाधीश्वर भी हुए । राज्या- 
कांक्षा कितनी प्रबल होती है और तदर्थ लोग' कैसे-कसे तुच्छ कार्य करते 


0 दक्षिण के संत 


' हैं, यह अन्नमाचार्य जी ने अपनी आंखों से देखा था। यही कारण है कि 
उन्होंने अपने एक पद में कहा था “डरता हूँ, डरता हूँ, मैं ऐसी तुच्छ मति से' 
जो कभी त हो ।' अन्नमाचार्य जी के ही समकालीन महाकवि पोतना ने 
भी वपने भागवत में तत्कालीन राजाओं के क्रौयं-जीवन का वर्णन 
“किया है। 
यह तो सही है कि अश्नमाचायय जी के साथ नर्रासहराय का मैत्री का 
संबंध था। परन्तु वे अहं से दूर नहीं थे। एक दिन अच्चमाचाय जी के 
मुंह से भगवान की श्रृंगार-लीला संबंधी पद सुनकर उन्होंने अन्नमाचार्य जी 
'से कहा कि कुछ ऐसे पद मेरे संबंध में भी बताओ । तब आचार्य जी ने 
'ललित राग में यह पद पाया--- 
म्रहरु पदमृल म्रोक्कित शिरमु 
परुल वंदनकु परगदु शिरमु । 
नरहरि कीतेन नानिन जिह्न 
ओरुल नुतिपग नोपदु जिहू व 
नरहरि का कीत॑न करने वाली जिह्ना दूसरों की स्तुति नहीं कर 
'सकती। मुरहर के चरणों में वच्दित होने वाला सिर दूसरों का वन्दन 
'नहीं कर सकता । 


आंध्र-महाभागवत्‌ के प्रणेता महा भक्त पोतना ने भी, जो प्राकृत जन 
'गुणगान के विरोधी थे, ऐसा ही भाव व्यक्त किया है-- 
कमलाक्षुन्चिचु करमुलू करमुलु श्रीनाथ्‌ वणिच्‌ जिह्व जिह्व 
सुररक्षकुनि जूचु चूडकुल, चूडकुल शेषशायिकि म्रोक्कु शिरमु शिरम 
विष्णुनाकणिचु वीनुल, वीनुलु मधुवेरि दविलित मनमु मनमु 
भगवंतु वलगोनु पदमुल पदमुल, पुरुषोत्तमुनि भीदि बृद्धि बद्धि 
देवदेवुनि जितिचु दितम्‌ दिनम्‌ 
चक्रहस्तुनि ब्रकटिचु चढुव॒ चदुवु 


अन्वसाचार्यलु ]4 


कुंभिनीधव्‌ जेप्पेडि गुरुडु गुरुड 
तंड़िं हरि जेस्मनियेडि तंडि तंडि ॥ 


कमलाक्ष का अचेन करनेवाला कर ही कर है, श्रीनाथ का वर्णन 
करनेवाली जिह्वा ही जिहतरा हैं, सुररक्षक को देखनेवाली दृष्टि ही दृष्टि 
तेत्र” है, शेषशायी को तमस्क्रार करनेवाला सिर ही पिर:है, विप्ण के 
नाम को सुननेवाले कान ही कान हैं, मधुवरि में लगा मन ही मन है 
भगवान के पास ले चलनेवाले पद ही पद हैं, पुरुषोत्तम पर लगी वृद्धि ही 
'बुद्धि है, देवदेव का चितन जिस दिन किया जाता है वही दिन है, वही गुरु 
है जो भगवान को पाने का मार्ग बतलाता है, वही पिता है जो अपने पृत्र 
को हरि को प्राप्त करने की शिक्षा देता है । 


गव॑-मदांध राजा भक्त कवियों के मुंह से ऐभी बातें कव सुत्त सकते" 
हैं। नर्राप्वह राय भी अन्नमांचाय॑ जी के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुन सके । 
क्रोध से उद्रिक्त होकर उन्होंने अन्नमाचायें जी को मूरुरायर गण्ड नामक 
जंजीर बंधवाकर कारागृह में डाल दिया । परन्तु अन्नमाचार्य जी विच- 
बलित नहीं हुए कारागृह में उन्होंने भगवात का गणगान किया, मखारि राग 
में वे गाने लगें--- 
आकटटि वेठल नलपेन वेछलनु तेकुव हरि नाममें दिक्‍कु मरि छेद 
कोरमालि वृन्न वे कुलमु चेडित वेछ चेरवर्डि वोरलचे जिक्किन वेठ 
बोर पैन हरिताममोक्कटे गतिगाक मरचि तप्पिन नेन मरि लेदु तेरग 
तायद वच्चिन वेछ नारडि' बडिन वेढ पापपु वेठ भयपडिन वे 
वोपिनंन हरि नाममोक्कटे गतिगाक मूपुदाका बोरलिन मरि लेदु तेरगू 
संकेल बेट्टिन वे चंप विलिचिन वेढछ अंकिलिगा नप्पुलवारागिन वेद्ध 
वेंकटेशु वाममें विडिफ्चि गतिगाक मंकु बुद्धि बोरलित मरि लेदू तेरगृ। 
आशय--भूख के समय, विक्लुब्ध स्थिति में साहस देनेवाला हरि ही 
है, वही शग्ण्य है, अन्य कोई नहीं । व्यर्थ के समय, जब कुल नष्ट हुआ 
हो तब, बंदी बनकर जब दूसरों के वश में हो गये हों तब, एक हरि नाम 


0!2 दक्षिण के संत 


ही की गति है, उसे भूलने से कोई मार्ग नहीं । विपदा के समय हो यथा 
कुयश के समय, पाप के समय हो या भय के समय एक हरि नाम ही रक्षक 
है,: जमीन पर: लछोटने-पोटने से भी कोई लाभ नहीं । जब जंजीर बाँधी 
गयी हो, जब मृत्युदण्ड देने के छिए बुलाया गया हों, जब ऋणदाता तंग 
कर रहे हों तब वेंकटेश नाम ही विमृक्ति दिलाने में समर्थ है, मंद बृद्धि से 
लोटने-पोटने से कोई लाभ नहीं है । 
अन्नमाचार्य जी का गाना समाप्त होते-होते अपने आप जंँजीर नीचे 
गिर गयी । सेवकों से इस आइचयेंजनक घटता का समाचार पाकर तर- 
सिंह राय पच्चात्ताप से तप्त हुए। उनके नेत्र खेले । वे अन्नमाचाये जी 
के दरणागत हुए । 
यह गांथा' कपोल कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक सत्य. । इसके लिए. 
साक्षी हैं आचाय जी के वे पद जो इसके सवंधा अनुकूल । हां, उक्त 
घटना की तिथि के विषय में मतभेद संभव है। 
अन्नमाचार्य जी को नरसिहु राय से अग्रहार' : अर्थात्‌ भूमि-दान- 
भी प्राप्त हुआ होगा । क्योंकि शिलालेखों से ज्ञात होता है कि आचार्य 
जी के पुत्र पेद तिस्मलाचारय ने तिरुपति वेंकटेशवर जी को अनेक भग्रहार 
समपित किये थे। 
अन्नमाचार्य जी नरेश नरधपिह राय के यहाँ कुछ समय रहे : तत्यश्चात' 
वे तिरुपति ही में रहे। उनके जीवन का अधिक काल तिरुपति में 
ही व्यतीत हुआ । निरंतर भगवान की सेवा करते हुए उन्होंने कई पदों 
की रचना की । भक्त प्रवर सूरदास के समान वे भगवान कीं कौतेत- 
सेवा करते थे। पूजा के विभिन्न समयों में वे नाम-संकीर्तेत करते थे 
ऐसा एक पद यहाँ उदाहृत किया जाता है-- 
दाचुकोनि पादालकु तग ने जेसिन पुज लिबि 
पूचि नी कीरीति रूपु पुष्पम्‌ु लिवियय्या 
ओक्क संकीतेन चाल वोहिके मस्म्‌ रक्षिचग 
तक्किनवि भंडारान दाचि उंडनी 


[]3 


वेक्कसम्‌ नी नामम्‌ वेल सुलभम्‌ फलमधिकमु 
दिकक़ नन्नेलितिविक नवि तीरति ना धनमय्या... 


आशय--हे भगवन्‌, तुम्हारे योग्य संचित ये पूजाएं हैं, ये विकसित 
पुष्प हैं। एक संकीतेन : अर्थात्‌ पद : ही हमारी रक्षा करने में समर्थ है। 
दोष भाण्डागार में रहे तो रहे। तुम्हारा नाम कम मूल्य का है, पर 
अधिक फल देनेवाला है। नाथ होकर तुमने मेरी रक्षा की, वही मेरा 
अपार धन है प्रभो । 


कर्नाटक के प्रसिद्ध वष्णव भक्‍त कवियों में पुरंदरदास का ताम 
अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वे पाण्ड्रंग विद्ुल के परम भक्त 
थे। उनके पद इतने प्रसिद्ध और अमूल्य हैं कि वे “पुरंदरोपनिषद” नाम 
से लोकप्रिय हुए हैं। ज्ञात होता है कि अन्नमाचार्य और पुरंदरदास को 
भेंट हुई थी। कहा जाता है, कि जब पुरंदरदास जी ने यह सुना कि 
अनज्नमाद्राय॑ जी के पदों के श्रवण करने मात्र से भत-पिन्राचादि भाग जाते 
हैं और शुभ फल प्राप्त हो जाता है, तब वे आचाये जी के दर्शन के लिए 
गये तथा उनकी प्रशंशा की कि आप साक्षात्‌ विष्ण ही हैं। आचार्य जी 
ने भी पुरंदरदापजी की यह कहकर स्तुति की कि आप पाण्ड्रंग विद्वल 
ही हैं। चित्नन्न ने इस घटना का उल्लेख किया है। पुरंदरदास जी 
आचारय जी से कम प्रभावित नहीं हुए थे। इसके लिए साक्षी उनके पढे 
ही हैं। उनके पदों में यत्र-तत्र आचार्य जी के पदों की छाया दिखाई 
पड़ती है । 


उदाहरणार्थ 'मालवि राग वाली इन पंक्तियों को देखिए-.- 


दरण्‌ शरण सुरेंद्र सन्नत शरण श्रीसतिवल्लभा 
शरण राक्षस गव॑ संहार शरण वेंकटनायका--. अध्वसाचार 


शरण शरण सुरेंद्रवन्दित शरण्‌ श्रीपति सेवित 
शरण पावंतीतनय मारुति शरणु सिद्धिविनायक* 


8 


]4 दक्षिण के संत 


यह कहा गया है कि अन्नमाचाय जी ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन 
किये थे। वे वकटेश्वर के परम' भक्त थे, अपने इष्टदेव पर उन्होंने कई 
पद गाये हैं। अतिरिक्त इसके उन्होंने अहोवछ नारसिह, श्री रंगनाथ, 
विद्यानगर के विदुलेशवर पर भी पद रखे हैं । 


अन्नमाचार्य जी की महिमा के संबंध में भी कई बातें कही जाती 
हैं। किवदन्ति है कि उनकी भक्ति की महिमा से आम के वक्ष के खठ॒ठे 
फल मीठे हो गये । यह कहा जाता कि उनके आशीवेचन सच निकलते थे । 


अन्नमाचार्य जी के पदों की संख्या 32000 बतायी जाती है। ये 
पद तेलग और संस्कृत दोनों भाषाओं में हैं। उनकी समस्त रचनाओं को 
दो श्रेणियों में झख सकते हैं--!. संस्कृत रचनाएँ तथा 2. तेलगू रचनाएँ। 
संस्कृत रचनाओं के अतर्गत वेंकटाचल माहात्म्य' और 'संकीतंत-लक्षण' के 
नाम लिए जाते हैं। किन्तु ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। अन्नमा- 
चार्य-चरित्र में कहा गया है कि दिव्य भाषा में बेंकटाद्रि माहाध्म्य' पूर्णतः 
रचकर |? वराह पुराण के अंतर्गत का भाग 'वेंकटाचल माहात्म्य, 
जिसका प्रचार आंध्र में है, अन्नमाचायं जी की रचना हो सकती है, ऐसा 
अभिप्राय भी व्यक्त हुआ है। परल्तु निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 


“संकीतेंन-लक्षण” लक्षण ग्रंथ है। चित्नन्न के कथन से ज्ञात होता है 
कि उनके दादा ने संस्कृत में संकीतेन-लक्षण' ग्रंथ रचा था, जिसकी व्याख्या 
उनके पिता पेदतिरुमलाचाये ने लिखी थी। उसका अनुसरण करते हुए 
चित्रन्न ने तेल्गु में 'संकीतेन-लक्षण' लिखा । 


अन्नमाचार्य जी की तेलुग रचनाओं में प्रथमत: (द्विषद रामायण' का 
नाम आता है। उनके जीवन-चरित्र से ज्ञात होता है कि उन्होंने वाल्मीकि- 
रामायण का पद-शेली में अनुवाद किया था, यही “द्विपद रामायण' 
है या नहीं स्पष्टतलः: नहीं कह सकते । आज उनकी यह रचना उपलब्ध 


नहीं है । 


अन्नमाचायुलु 4435 


आंगार-मंजरी उनकी दूसरी तेलगु-कृति है। भाषा तथा भाव की 
दृष्टि से रमणीय यह रचना मंजरी छंद में रचित हैं। मंजरी गाने के 
द्वारा आचार्य जी ने भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया था । 


इसके पद्चात्‌ शतकों के नाम आते हैं। कहा जाता है कि आचारये 
जी ने बारह शतक लिखे थे, जिनमें केवल 'वेंकटेशवर शतक प्राप्त है ॥ 
इस शतक का नामोल्लेख हम पहले भी कर चके हैं । 
बेंकटे ब्वर-शतक' का प्रारम्भिक पद्म इस प्रकार हैं-- 
श्रीसति नील, जाम्बबति, श्रीयमुना सति, सत्यभाम, धात्री 
सति, रुक्मिणी रमणि, देवियिला सति वीर लंदरुत्‌ 
जेसिन सेव जेसेदनु जेकोन्‌ श्रीयलमेलमंग नी 
मसिन मुत्यमे युरमु मुंगट जेगट वेंकटेश्वरा । 
आशय--श्रीसती नीला, जाम्बवती, श्री यमुना, सत्यामा, धात्री, 
रूक्मिणी, इलादेवी-इन सब ने जो सेवा की है, वह मैं करूँगा, स्वीकार 
करो है वेंकटेश्वर, जब कि श्री अलमेलमंगम्मा तुम्हारे छिपे मोती के समान 
सम्मुख हो । ह 
अन्नमाचायं जी ने यह शतक माता अलमेलमंगम्मा के नाम से 
बनाया था, यह बात नीचे के पद्य से ज्ञात होती है-- 
अम्मकु दाललपाक घन्‌ डन्नड़ पद्मशतम्ब जेप्पे गो 
कोस्मनि वावप्रसूनमुल गूरिसितो नलूमेलमंगकुन्‌ 
नेम्मदि नीव चेकोनि यनेक युगम्बुल ब्रह्मकल्पमुल 
सम्मद मंदि वरधिलनु जव्वन लीलल वेंकटेश्वरा । 


आशय--उस दिन ताल्लपाक अभिजन ने माता अलमेलमंगम्मा पर 
सप्रेम पक्ष शत रचे, ताकि वे इन वाक्‌ प्रसूनों को ग्रहण करें । हे, वेंकटेश्वर, 
इसे स्वीकार कर अनेक यूग, ब्रह्मकल्र तक यौवन-लीला करते हुए प्रवद्धित 
होओ । 


6 दक्षिण के संत 


“शथुंगार-मंजरी ” में तायिका-भाव का अत्यंत सुंदर अभिव्यंजन हुआ 
है। वह द्विपद काव्य है। श्री वेंकटेश्वर पर एक बाला के प्रेम का वर्णन 
उसमें किया गया है। उस कोमलांगी का सन जब वेंकटेश्वर पर मोहित 
हो जाता है, तब उसको विरह का अनुभव होने लगता है जिसको कवि से 
इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


कांचदु प्राणम्ब्‌ गुरुतुगा जेसि, येंचदु बीण वायिचदु परिण- 

मिचदु मदि संभ्रमिचदु चेलिय, किचुकेनियू सयिचदु गानि 

कप्पदु चनुदोयि कनुग्रेव रेप्प, विप्पदु तन प्राणविभु मीदि मनसु 

त्रिप्पदु मदिलोन दीकोच्न प्रेम, चेप्पदेव्व रितोड, जेप्पुनो गानि 

पेटंटदू कस्तूरि पेकॉनि चेत, बटटदु सेवन्तिबंति नेत्तम्मि 

मुट्ठदु सिग्गुल मोद लिचुकन, बुट्टदु तल पेन्दु बृदटुनों गानि। 

आशय--वह निज वश में नहीं है, वीणा नहीं बजाती है, उसके मन 

पर अन्य का प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपनी सखियों से कुछ नहीं कहती 
भले ही स्वयं विरह-ताप सहने में असमर्थ क्‍यों नहों। वह अपने 
आँचल को संभालती नहीं है, पलकें खोलती नहीं है, अपने प्राणप्रिय पर 
लगे मन को बदलती नहीं है, अपने प्रेम को किसी से कहती नहीं है, जाने 
किससे कहती है। कस्तूरी तिलक नहीं लगाती है, सेवन्तिकादि पुष्प ग्रहण 
नहीं करती है। किचित छाज की भी परवाह नहीं करती, न जाने क्‍यों 
मन में प्रेम उत्पन्न होता है। 


उस बाला पर भगवान्‌ वेंकटेश्वर ने करुणा की । इसका चित्रण देखिए- 


घिट॒टंटु चेतल सेदल दीचि, चेदरित यलकल घिक्केल्ल दीचि' 

येडलेनि पुलकल थिपु पुट्टिचि, कल मर्मबुल कड गानुपिचि 
यालिगनादि सौख्यमल नंदिचि, करगरिचि मरगिचि कालेकि गाविचि 
यूडिवोनि सुरताब्धि नोललाडिचि, चित्तज साम्राज्य सिहासनमुन 
बालिका रत्नबु बहूंब्‌ गदटिट >०००४७० #89७००+१०७७७०७+ ० | 


अन्नमाचार्यलु 07 


आशय--उन कोमल हाथों की थकावट दूर कर, बिखरी अलकावली 
को ठीक कर, निरंतर पुलक उत्पन्न कर, कलाओं की परम मामिकता 
की अनुभूति करा कर, आलिगनादि सुख प्रदान कर, नाना हाव-भाव 
चेष्टाओं में उल्लसित कर, पास लेकर सुरताव्धि में किलोले छेने देकर 
चित्तज-सा म्राज्य- धिहासन पर उस वाला रत्न का राजतिछक कर...... | 


क] 


अज्ञमाचाय शूंगार का वर्णन करने में जितने सिद्धहस्त हैं, उतने ही 

कुशल हैं वेराग्य का निरूपण करने में भी । उदाहरणार्थ-- 

ची थी वो बदुकन सिग्गूलेनि बदढुका 

वाचविकि वतिमालि वडबड॒ड बढदुका | टेक ॥ 

भोगिच वेल कद्दू पोह वनेडपु गुंकुन्‌ 

वेगमे हरि दलच बेकढ् लेदु, न 

बोगूल लंपटमृन कोपि केंतैन कह 

योगपु सत्कर्मानकोक यित लेदु 

मदि श्री वेंकटेशुड मम्मु निट॒टे काचेगानि 

पदरि ना नेरमृूल पाप मरि लेदू । 


आशय--हाय ! हाय ! लज्जाहीन जीवन ! लछालसा से कषित हुआ 
यह जीवन ! सुख-भोग के लिए समय है, हरि का नाम-स्मरण करने के 
लिए समय नहीं है। बुराई और लंपटता के लिए तो समय बहुत है, 
किन्तु योगादि सत्कर्म के लिए समय नहीं है। श्री वेंकटेश ने हमारी तो 
रक्षा की, पर भीति से मेरे पाप कम नहीं हुए हैं । 


बौली' राग में गाया जाने वाला यह पद देखिए--- 


एक्कडि मानृषजन्मंबेत्तिन फलमेमुन्नदि 
निक्‍्कमु निन्ने नम्मिति नीं चित्तंबिकन्‌,.. 
मरवन्‌ आहारंबुनु, मरवन्‌ संसार सुखमु 
मरवनु्‌ यिद्विय भोगमु, माधव नी माय... 


8 दक्षिण के संत 


तगिलेद बहु लंप्टमुल, तगिलेद बहु बंधंबुल 
तगुलनु मोक्षपु मार्गमु, तलपुन येंतैना 
अगपडि श्री वेंकटेश्वर अंतर्यामि वे 

नगि नगि नन्‌ नी वेलिति नाका नी माय... 


आशय-दुर्लभ मनुष्य जन्म लेने से भी क्या लाभ ? पूर्ण रूप से 
तुम्हीं पर मेरा विश्वास है। अब ज॑सी तुम्हारी इच्छा। मैं आहार 
ग्रहण करना नहीं भूलता, सांस्तारिक सुख-भोग नहीं भूलता, इंद्वियों का भोग 
नहीं भूलता, माधव, तुम्हारी माया ! लहूुपटता में फंस जाता हूँ, अनेक 
बंधनों में फंस जाता हूँ, पर मोक्ष का मार्ग तो, मन में वह विचार आता 
ही नहीं है। हे वेंकटेश्वर, तुम अंतर्यामी हो, सप्रसन्न तुम मुझ पर राज्य 
करते हो, तुम्हारी माया अपार है : 

निम्नांकित पद में उन्होंने कैसी गरिमामय भावना का अभिव्यंजन 
किया है, यह देखने योग्य' है--- 


ऊरुलेनि पोलमेर पेरुपेंपु लेनि ब्रदुकु 
गारवंबु लेनि प्रियम्‌ कदिय नेटिके । 


उंडरानि विरहवेदन वुंडनि सुरतसुख मेल 
यंडलेनि नाटि नीड येमि सेयने 

दण्डिकलग तमक मनेटि दण्ड लेनि तालिमेल 
रेण्ड नोकटि गानि रचन प्रियमु लेटिके । 


मेच्चु लेनि चोट येंत मेल कलिगि नेमि शेलवु 
मच्चिक लेनि चोट मंचि माठ लेटिकि 

पेच्च पेरग लेनि चोट ब्रियमु गलिगि येमि फलम्‌ 
इच्छ लेनि नाधि सोबगू लेमि सेयने । 


बोंकु लेनि चेलिमि गानि बोंदू लेल मनसुलोन 
शंक लेक गदियलेनि चनुवु लेटिके । 


अन्नमांचार्थुलु 9 


कोंकु कोसरु लेनि मंचि कूटमलरनिद्लगूडि 
वेंकटाद्वि विभुड लेनि वेड केटिके । 


' आशय--बस्ती के बिना सरहद का, ताम-यश के बिना जीवन का, 
प्रेम के बिना प्रे म-व्यवहार का क्या प्रयोजन है ? ऐसा विरह-दुःख जो नहीं 
रहता और ऐसा सुरत-सुख जो स्थिर नहीं है, किस काम का ? धूप जहाँ न 
हो वहां छाया किसलिए ? रव रहित डांडी, दण्ड विहीन सहनशीछता या 
प्रेम किम काम का ? जहाँ आदर न हो वहाँ कितनी ही भलाई हो, उससे 
क्या होता है ? जहाँ लाड-प्यार नहीं, वहाँ मात्र अच्छे वचनों से क्‍या होता 
है? जहां आदर-सत्कार नहीं बहां प्रियता से क्‍या फल ? इच्छा रहित 

सौन्दर्य किसलिए ? मित्रता तो वही, जहां असत्य न हो, सच्ची मित्रता हो 
तो मत में गांठ क्‍यों हो ? निरशंक व्यवहार संभव न हो तो ऐसे स्थान में 
स्वतंत्रता से भी क्या होता है? बिना झिल्लक के वेंकटादि प्रभू से लीला- 
विनोद नहीं कर सकते तो ऐसा लीलाविनोद ही क्‍यों ? 


अन्नमाचार्यजी के पदों में स्त्रियों के हाव-भावों तथा स्वभाव का 
अच्छा चित्रण मिलता है। यह चित्रण उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों 
से भी संबंधित हो सकते हैं । यहां ये पंक्तियां उद्धत की जा सकती हैं--- 
अलुगक कूटमि चवि गादनुचु पलिकेवु नी- 
वलगक प्राणमु लेमौनों यामीदट मेलेवरिकिरा... 
तुमने कहा कि क्रोध के बिना मिलनमें स्वाद नहीं, तुम क्रोध न 
करो तो न जाने प्राण क्या हो जाएँगे, तत्पश्चात्‌ भलाई किसकी... 
और-- 
आडवाह कडु कोपु छगुट नी वेरगवा 
नेडु कोत्तल॒गा भमि नेर्चक वच्चारा... 


गुनिसि सबतुल पै कोपान पति नंटेनु 
विनि नव्वकुण्डेवाडु विभुडा बाड़... 


20 दक्षिण के संत 


पायरानि यट्टिवारु बलमुल चपितेनु 
सायाल बेट्रेडिवाड नाथुडा वाड्‌... 


ईयेड श्री वेंकटेश यिति निट्टे कडितिबि 
चायकु राकुण्ड्वाडु सरसुडा वाड्‌... 


आशय--अंगनाएँ अधिक कऋ्रुद्ध हो जातीं हैं, क्‍या यह तुम नहीं 
जानते ? क्‍या आज वे क्रोध करना नये ढंग से सीखकर आयीं ? सौतों 
का कोप पत्ति पर प्रकट होता है, इसे जानकर जो हंस नहीं देता, वह क्‍या 
विभु है? क्या वह नाथ है जो दूर न होने वाले भाव को और भड़काता' 
है? श्री वेंकटेश यहां तुम नारी से मिले, रंगरूप न जाननेवाले क्या रसिक 
कहलाते हैं ? 


अन्नमाचाय जी के पदों में श्रृंगार की अभिव्यंजता होने पर वहु 
शूंगार साधारण कोटि का नहीं माता जाना चाहिए। वह माधुये भक्ति 
की श्रेणी में आने वाला है। स्वयं नायिका बतकर “देव रहस्य” समझने 
वाले भक्त के रूप में अन्तमाचार्य हमारे साउने आते हैं। अलमेल म॑ंगम्पा 
के परिपाश्व में अपने ही विविध भावों को, हृदय की आकुलता-ऋातरता' 
को, प्रकट किया है। 


यह ऊपर कहा गया है कि अन्नमाचार्य जी के पदों की संख्या 32000 
है। तमिल में आलवारों द्वारा रचित नालायिर प्रबंधम्‌ अर्थात्‌ चार 
हज़ार संकीतंत-पद-प्रसिद्ध हैं। अन्नमाचायंजी ने जो पद रखे हैं वे उतने 
ही महत्व के हैं। उत्तको आंध्र वेद कहते हैं। उनके पदों में उज्ज्वल 
रसानुभूति के तत्व विद्यमान हैं एवं शरणागति का महृत्व-प्रतिपादन हृदय 
को आक्ृष्ट करने वाला है। उन पदों में छोक-नीति, धर्म-प्रबोध, भूत-दया 
आदि विशेषताओं के साथ कर्नाटक संगीत का वैभव, भाषा की सरस- 
सुकुमार-सुर्राभ, शैली की प्रभावशीलता और रुचिरता एवं वेदान्त-इतिहास- 
पुराणादि[का सार विद्यमान है। वण्यं विषय को दृष्टि में रखकर उनके 
पदों को हम तीन भागों में विभकत कर सकते हैं-- . लीला-पद-जिसके 


अन्नमाचार्युलु )2 


अन्तर्गत कृष्णलीला आदि प्रसंग आते हैं। 2. माधुयय भक्ति से संबंधित 
पद-इन पदों में श्री वेंकटेश्वर और अलमेल मंगम्मा की लीला का वर्णन 
है। 3. विनय के पद-इन पदों में भगवान के प्रति भक्त की विनय 
की पुकार है। इसके अन्तर्गत ही आध्यात्मिक-विचारों से संबंधित पद 
आ जाते हैं । 
श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का आचार्य जी ने अत्यंत मधुर वर्णन 
किया है। मल्हार का यह पद पर्याप्त लाकप्रियता प्राप्त कर चुका है-- 


जो अच्यतानंद जो जो मुक्कुंदा 

राव परमानंद राम गोविंद 

नंढु निटनु जेरि नयमु मीरंग 

चंद्रवदनल नीकु सेव चेयंग द 
अंदमुग वारिड्ल नाड्चुंडंग 

मंदलकु दोंगवा मा मुह रंग... 


आशय:-- है अच्युतानंद, है मुकुंद, हे परमानंद, है राम, हैं गोविदा 
आवे तेरे पास निदरिया। नंद के घर में वंदा होकर, तूने असीम लीला 
की है। चन्द्रमुखी स्त्रियाँ तेरी सेवा करती हैं। उनके घरों में ऋ्रीड। 
करता रहता है, लीला क्‍या तू बाल-समृह का चोर है ? 


श्रीकृष्ण की चोरी की प्रवृत्ति का उद्घाटन करने वाला यह पद 


गुरुतेरिगिन दोंग, कृगृग, वीडे 
ग्रिलोने दागीनि, कूगूगु 
नेलतल दोचीति नीछछाडगाने 
कोलनि दरिनि दोंग कृगूग 


बलवैन उटल पालारगिचीनि 
कोलदि मीरिन दोंग, कगूग... 


5 दें पथ 


22 दक्षिण के संत 


आशय:--जान-पहचान का चोर यहीं है, अहा लक्ष्य में ही छिप गया, 
अहाय जल-विहार करते समय तट फर नारियों को लूट लिया, अहा भारी 
छीके पर रखा दूध पीने वाला परम चोर यही है । 


'चंदमाम रावो, जाबिल्लि रावो.... पद, जो अन्नमाचायें जी की 
सुकीति का एक निदर्शन है, आंध्र में अत्यंत लोकप्रिय है। 'गोपी-कृष्ण 
संवाद' का उदाहरण इस पद में द्रष्टव्य है-- 

कृष्ण--वहे गोल्लेता, वदलकुवे : नहीं री गोपिका, छोड़ मत : 

गोपी--नी मुह मुह माठलकु मोक्केमया : तुम्हारी मीठी मोठी 

बातों के लिए नमस्कार : 
कृष्ण--याले याले याले गोल्लेता : क्‍यों, क्‍यों, क्‍यों री गोपी 
नाला“गेरुंगवा नन्नु नेचेव. क्‍या मुझे ठीक-ठीक नहीं पहचानती : 
गोपी--चालनु चालुनिक नी रचनलू : बस, बस, बस तुम्हारी बातें 
पोलवु बोंकुलू पोवय्या. भूठी सब, जाओ जाओ बाबा 
कृष्ण--रावा रावा रावा गोल्लेता : नहीं आएगी, नहीं आएगी री" 
श्रीवेंकटगिरि चेलवृण्डने मैं बेंकटगिरि-शोधा हूँ : 

गोपी--नीवे नीवे तनु निचिति कवुगिट : तुम्हीं ने मुझे अपने आलिगन' 

कवसमयितिति गदवय्या के वश् में कर दिया है न ! 


अन्नमाचायंजी न केवल संगीत के आचार्य थे, अपितु उन्होंने लक्षण 
ग्रंथ की भी रचना की थी। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 
उन्होंने संस्क्षत में भी पद-कीर्तन रचकर उन्हें लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत 
किया । एक पद उदाहरण के रूप में दिया जाता है-- 
: मखारि राग : 
जानाम्यहं ते सरस लीलां 
नानाविध कपट नाटक सखत्वम्‌ ॥ टेक ।॥ 


कि करोमि त्वां कितव परकान्ता न- 


अन्नमाचायुलु ।23: 


खांकुरप्रकटनमतीव कुरुषे 
शंकां विस॒ज मम' सर्वे नकरुणं 
कि कारण ते खेलनमिदानींम्‌ ॥ 


कि भाषयसि मां कितव मानसतया 
डांबिकतया विडंबयसि कि 

गांभीय मावहुसि कातरत्वेन तब 
संभोग चातुर्य सादरतया किम्‌ ॥ 


किमिति मामनुनयसि कृपण वेंकट्शैल 

रमण भवदभिमतसु रतमन्‌ भव - 

प्रमदेन मत्प्रियं प्रचुरयसि मानहुर ल्‍ 
ममतया मदन निर्माता न कि त्वम ॥। 


खण्डिता नायिका का वर्णन उक्त पद में है। बधो लिखित पद में” 
यह कहा गया हैं कि हरि-नाम-संकीर्तत से बढ़कर सुखद वस्तु अन्य नहीं 
है। उसका विरोधी सुख सुख नहीं है। वही इह तथा 'पर' का साधन 
हैं। संसार-दुरित-जाडय से दूर करनेवाला तो वही है-- 


एवं शुतिमतमिदमेव त- 
दुभावेतु मतः परं नास्ति ॥ टेक ॥9 


अतुलजन्मभोगासक्तानां हितवेभ वसुख मिदमेव 

सतत श्रीहरिसंकीतंन तदयतिरिक्तसुखं वक्‍तु नास्ति । 
बहुलम रणपरिभवचित्तानां इहप्रसाधनमिदमेव 
अहिशयनमनोहरसेवा तद्विहरिणं विना विधिरफि नास्ति 
संसारदुरितजाडयपराणां हिंसाविरहितमिदमेव 

कंसान्तक वेंकटगिरिपतेः प्र शंसेव पश्चादिह नास्ति ॥। 


]24 दक्षिण के संत 


रम्य उब्दों का प्रयोग कर मामिक रीति से भाव व्यक्त करने में 
'अन्नमाचार्य जी सिद्धहस्त हैं। य्हाँ उदद्धत पद में ऐसा लगता हैं कि 
' शब्द दाच रहे हैं--- 
तता तिगृडि दिश्वितक दिधि 
तित्ति तित्तिति तिति तित्ति ॥ 
दानव वदन वितान दान सं+- 
दानरुधिर मिज पानमिदं 
है नतानाभूत गणानां गान॑ 
दीनजनानां तितिति तिति। 
कह ्ः लि 
तिरजवेंकटगिरि देवनिधान 
परमामृत रसभाग्यमिदं 
करूणावरणं कमालघटन 
तिरां तिरां तित्तिति तिति तित्ति । 
' भाव स्पष्ट हे :--- 
विशिष्टाद्देत के तत्वों को प्रकट करने वाले पद भी हमकों अनेक 
संख्या में मिल जाते हैं। भगवान का नाम सब लोगों को तारने में समथ 
:है। कोई भी भगवान का नाम-संक्रीतंन कर सकते हैं, उच्च-नीच का 
भेदभाव यहाँ व्यर्थ है-- 
तंदनात अहि तंदनान पुरे 
तंदनान भला तंदनान ॥ टेक ॥ 
ब्रह्म मोकटे परब्रह्म मोकटे पर-- 
ब्रह्म मोकटे परब्रह्म मोकटे । 
कंदुवगू हीनाधिकमुलिदु लेवु 
अंदरिकि श्रीहरि अंतरात्म 


अन्न माचाय॑ ल 25. 


इंदुलों जंतुकुल मंता नोकटे 

अंदरिकि श्रीहरि अंतरात्म । 

कु ता 5 

अनुगु देवतलकुनु अल काम सुखमोकटे 

घनकीटपशुवुलूकु काम सुखमोकटे 

दिन महोरात्रुल तेगि धनादयुन कोकटे 

ओनर निरुषेदकुनु नोक्कटे नवियु । 

+ न ना 

कड्‌ पुण्युलनु पापकर्मुलनू सरिगान 

जडिय्‌ श्रीवेंकटेश्वरनाम' मोकटे । « 

आशय--हरि, हरि, हरि। ब्रह्म एक ही, परब्रह्म एक ही, परब्रह्म एक 
ही, परब्रह्म एक ही। यहाँ हीवता और उच्चता नहीं है। सब के लिए श्रीहरि 
ही अंतरात्मा हैं | यहाँ सभी प्राणी समान हैं, सब के लिए श्रीहरि अंतरात्मा 
हैं। देवताओं के लिए तथा बड़े-छोटे जीव-जन्तुओं के लिए काम सुख 
एक ही है। बड़े धनवान और परम' दरिद्र के लिए दिन तथा रात्रियाँ 
समान ही हैं। श्रीवेंकटेश्वर नाम ही बड़े पुण्यात्मा तथा पापात्माओं को 
तारने वाला है । 
सदा भगवान का नाम-स्मरण में तत्पर रहना तथा बेष्णव आचार के” 

अनुसार चलना ही प्ब से उत्तम मार्ग है। संध्या, जप, तप सब: 
वही है-- 

सहज वैष्णवाचाखतेनुल, सहवासमे मा संध्य 

अतिशयमग श्रीहरि संकीतेन, सततंबु मा संध्य 

मति रामानूज मतमे नाकुनू, चतुरत मेरसिन संध्य 

परम भागवत पद सेवनमे सरवि नेन्न मा संध्य 

न ना ढक 

कंतुगूरुढ वेंकटगिरि रायनि, संतर्पणमें मा संध्य । 


26 दक्षिण के संत 


आशय--जो स्वाभाविक रूप से वेष्णव आचार का पालन करते हैं, 
'उनका सांगत्य ही हमारी संध्या है। महिमायुक्त श्रीहरि नाम का सतत 
'संकीतन ही हमारी संध्या है। रामातृज मत के अनुसार चलना ही विशुद्ध 
संध्या है। परम भागवतों अर्थात्‌ भक्तों की पाद-सेवा ही हमारी संध्या 
है। कन्तुजनक वेंकटगिरिनाथ को तृप्त करना ही हमारी संध्या है । 


भक्त पोतना, सूरदास तथा अन्य भक्त कवियों ने भी इसी प्रकार का 
'भाव व्यक्त किया है। अन्नमाचार्य जी ने यह भी बतलाया है कि हरि 
भक्त को कैसे रहना चाहिए । उन्हीं के शब्दों में-- 


अट्वंटिबाडवों हरिदासुड़ु, अटमटालु विडिचिनातडे सुखि 
तिट्टेटिश्माटलुनु दींविचेटि माटलुनु, आट्टेसरेनि तलचिनातडे सुखी 
पट्टि चंपे वेलनु पट्टमु कट्टेवेलनु, अटदु निटदु चलिचनियतडे सुखि 
+ रन बु ्ः 
पोंदि पृण्यमु वच्चिना, पोरि पापमु वच्चिना 
अंदरि फल मोल्लनि यातडे सुखि 
विदुगा श्रीवेंकटाद्ि विभूनि दासुल जेरि 
अंदरानि पदमंदिनातडे सुखि । 
वही हरि का भक्त है जिसने प्रवंचना छोड़ दी हो, वही सुखी है। 
वही सुखी है जो निदा-स्तुति को समान रूप से मानता है। बही सुखी है 
जो पकड़ कर मारते समय या सिंहासन पर बिठाते समय विचलित नहीं 
होता। पृष्य प्राप्त हो या पाप, उसके फल को न चाहनेवाला ही सुखी है। 
वही सुखी है, जो सप्रेम श्री वेंकटाद्विनाथ के भक्तों से मिलकर अलक्य पद 
को पाता है । 


अन्नमाचार्य जी के पदों में भक्तिशास्त्र में वरणित सभी प्रकार के उदा- 
हरण प्राप्त होते हैं। वात्सल्य, सख्य, माधुय॑, शान्त आदि के उत्कृष्ट रूप 
उनमें विद्यमान हैं। उनका एक-एक पद एक-एक रत्न है। उनका समग्र 


अन्नमाचार्येलु ]27 


'पद-साहिन्य उनकी परा भक्ति की दिव्य विभूति है। तेलगु के प्रश्निद्ध 
आलोचक स्त्र० वेट्रि प्रभाकर शास्त्री जी ने ठीक ही कहा था कि 
ताललपाक अन्नमाचार्य जी को पढ़े बिना तेलगू नहीं आती | 
दास्त्रकार जिस नेसगिकी प्रतिभा को महत्वयक्त बतलाते हैं, वह 
प्रतिभा अन्नमाचाय जी में पूर्णत: विद्यमान थी। “नानृषिः [कुरुते काव्यम्‌! 
वाली बात उनके विषय में चरिता्थ होती है। अंत में यह कहना अनु- 
पयुक्‍त न होगा कि उन्होंने वाणी को सहज सौंदयें तथा गति प्रदाव कर उसे' 
“सौभाग्यशालिनी बनाया | 


लेखक : डॉ. एन. एस- दक्षिणाम्‌र्ति 


आह किक 
----भिक्‍तकाव पातन्ने 


«| 


प्रत्येक भाषा के साहित्य के इतिहास में कुछ ऐपी कवि विभूदियाँ 
प्रादुर्भन होती हैं, जिनके उज्ज्वल आलोक से उत्त भाषा का सारा साहित्य 
प्रकाशित होता है और जन मानस के ऐसा सुदृढ़ अवलंबः मिलता है जिससे” 
लोग अपने इह और पारकौकिक जीवन का हित-साधन कर सकते हैं + 
तेलगु-साहित्य में भक्त कवि पोतन्न और हिन्दी साहिए्य में महात्मा सूरदास' 
और तुलसीदास ऐसी ही विभूतियाँ बनकर आये थे जिनका अभिद प्रभाव' 
उस भाषा-भाषी जनता पर सदियों के बाद भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है" 
उन्होंने अपने-अपने अनुपम' और अमर ग्रंथों के द्वारा जनता को वह प्रकाश 
दिया था जिसके आलोक में वह अनंतकाल तक अपने जीवन के घोर अंध- 
कार को दूर करने उसे उज्ज्वल आशान्वित बना सके । अस्तु । 

जैसा कि अन्य प्राचीन कवियों के संबंध में होता है, पोतन्न के जीवत' 
के संबंध में निश्चित रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिकतर 
विद्वानों का मत है कि पोतन्न ई० सन्‌ 400 और 470 के बीच में 
विद्यमान थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वर्तमान वरंगल के पास 'बम्मेर” 
नामक गाँव में केसनामात्य और लक्कमांबा के घर हुआ था। पोतन्न 
स्वातें नियोगी ब्राह्मण थे, जो हरिहर की अद्वेत भावना को भजते थे। 
इनकी प्रारंभिक शिक्षा' घर में ही पिताजी केसनामात्य के द्वारा हुई थी और 


भवत कवि योतत्र 29 


बाद में, कहा जाता है, एक शिव्रोगी के अनुग्रह से इनकों कवित्वस्शक्ति 
प्राप्त हुई, अतएवं इन्होंने अपने को “सहज पांडित्य” भूषित कहा है । 
इन्होंने अपने प्रारंभिक काल में “बीरमद्रविजय” तामक जैव भक्त पूर्ण 
काव्य “तारापणशतक” और “भोगिनी दंडक” लिखे और अंत में अपनी 
अमर कृति “माँश्र महा भागदत्‌” का निर्माण किया । इन चारों प्रंथों 
में से पोतन्न के नाम को अमरख प्रदान करने वा काव्य आँध्र महा 
भागवत है। इतकी रचना के द्वारा कवि' और काव्य दोनों अमर हो 
गय। “वीर भद्र विजय” में वायपुरागांतर्गत दक्ष यज्ञ की कथा वर्णित है । 
अतारायण शतक” में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शगवान नारायण की 
स्तुति को गयी । “भोगिनी दंडक” में, जो पोतन्न को, भकत को दृष्टि से 
अपरिःक्व अवस्था की रचना है और जिस पर बाद में पोतन्त को पश्चा- 
त्ताप भो हुआ था, उन्होंने अपने समय के राचकोण्ड के राजा सर्वज्ञ सिग 
भूपाल और भोगिनों नामक वेश्या के मिलत का वर्णन किया । कुछ 
विद्वनों के अनुसार यह पोतन्न की रचना नहीं है। आँध्र महा भागवत 
व्यासकृत संस्कृत भागवत पुराण का स्वतंत्र अनुवाद हैं, जिसके आठ स्कंध 
पोतन्न ने लिखे और अन्य चार रुक्रधों में पंचम स्कृंध गंगन्न ने, पष्ठस्कंध 
सिगनत ने और एकादश और द्वादश स्कंध नारण्य ने लिखे। यद्यपि 
पोतन्त की जीवनी प्रामाणिक रूर से उपलब्ध नहीं होती है तथापि उनके 
जीवन संबंधित कुछ रोचक घटनाएँ जो जनश्रुति के अनुमार प्रचलित हैं 
उनका वर्णन यहाँ किया जाता है। इव घटताओं के द्वारा पोतन्‍्न के 
जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाञ्ष पड़ता है । 


पोतन्न गरीब परिवार के थे और खेवी-बाड़ी के द्वारा अपनी जीविका 
चलाते थ। उनके समकालीन प्रत्चिद्ध कवि श्रोवाथ थे जो कई दौैव कार्यों 
के प्रणेता थे। उन्होंने कई राजाओं का आश्रय लिया और बड़े ठाउ-बाट 
से जीवन बिताया। पोततन्न और श्रीनाथ में निकट का संबंध था। कहा 
जाता है कि एक दित श्रीताथ पोनन्न के घर गये थे अउनो पालकी में 
बैठकर, उस समय पोतन्न अपने पुत्र मल्‍्लन्न के साथ हल जोत रहे थे । 
श्रीनाथ को सरस्वती देवी का इष्ट था। उन्होंने अपनी महिमा पोतन्न 


30 दक्षिण के संत 


को दिखाने के लिए पालकी ढोनेवाले अगले कहारों से पालकी छोड़ देने को 
कहा। जब कहारों ने पलकों छोड़ दी तब भी पालकी पू्वत्‌ चछती 
रही; गिरी नहीं । यह देखकर मल्छन्न ने अपने पिता का ध्यान इस ओर 
आक्ृष्ट किया तो पोतन्न ने कहा कि तुम जुए की एक तरफ के बेल को 
खोल दो । बेल को खोल देने पर भी हल चलता रहा। यह देखकर 
श्रीनाथ ने पिछली ओर के कहारों से भी पालक्ी छोड़ देने को कहा । 
उनके छोड़ देते पर भी पालकी बिना कहारों के ही चलती रही। यह 
देख कर पोतन्न ने अपने जुए की दूसरी तरफ़ के बैठ को भी खुलवा दिया 
तो भी हल चलता रहा। यह देखकर श्रीवा पालकी से नीचे उतर पड़े 
और पोतच्न को नमस्कार किया और पूछा, “हालिक़ कुशल से तो हैं ? 
पोतन्न ने उचित उत्तर दिया। तब श्रीनाथ ने पोतन्न से कह', “तुम तो 
महान कवि हो। कोई काव्य लिखकर किसी राजा को समयपित करो तो 
तुम्हारी ग़रीबी सारी मिट जाय और जीवन आराम से कटे ।” यह सुनकर 
पोतन्न ने कहा :--- 


बाल रसाल साल नव पलल्‍लव कोमल काव्यकन्यकन्‌ 
कूछलकिच्चि यप्पडुपु कूडु भूजिचुट कंटे सत्कवुल 
हाछिकुलेन नेमि ! गहनांतर सोमल कंदमूल कौ 
द्वालिकुलेन नेमि' निज दार सुतोदर पोषणाश्ंम ! 


इसका अन॒वाद हैं :-- 
बाल रसाल साल नव पल्‍लव कोमल कविता कन्या को 
तश्वर जीवन के सुख पाने हित देकर नीच नृपों को, 
तुच्छ अशन पाना तजकर हल जोतें यदि सत्कवि तो क्या ? 
या पत्नी पुत्रों हित वन में कंदमूल खोदें तो क्‍या ? 


यह उत्तर सुनकर श्रीनाथ निरुत्तर हो गये । प्रारंभिक जीवन में 
लिखें गये भोगिनी दंडक पर हुए पोतन्न का परचात्ताप इसमें व्यक्त होता 
हैं, क्योंकि उसके द्वारा अपनी वाणी को अपवित्र किया था। इसके बाद 


अकक्‍त कवि पोतन्न ध3] 


पोतन्न श्रीवाथ को अपने घर छे य्रे और सब वस्तुओं के अभाव में भी 
देवी सरस्वती की प्रार्थना कर उसकी कृपा से उनको पदरसोपेल भोजन 
कराया। भोजनोपरांत पोतन् ने बीनाय को अपने भ्रायवत के कुछ पद्म 
पढ़ सुताये तो उनसे प्रभावित होकर श्रीताथ ने उतये फिर अनरोध किया 
कि ऐपा सुन्दर और बरस काव्य किसी राजा को सर्मायत ऋर उसके द्वारा 
धन प्राप्त कर अपनी ग़रीबी क्‍यों नहीं मिटा छेते ” तब कहा जाता हैं 
कि पोतन्न का मत थोड़ा! विचलछित हुआ तो उनके सामने देवों सरस्वती 
रोतो हुई प्रकट हुईं। पोतचन्न झठ अउनी चंचलता समझ गये और सरस्वती 
को आश्वासन देते हुए कहा :-- 


काटुक कंटि नीरु चनुकट्टुपथि बड नेल येडचेदो 

केटभ दैत्य मर्दनुनि गादिलि कोडला यो मदंबा यो 
हाटक गर्भ राणि ! तिनु नाक़ृटिकि गोनिपोयि यल्लक- 
्ाट किराट कीचकुल कम्म त्रिशुद्धिग नम्मू भारती। 


अनुवाद ! 

काजल के अश्र बहाती हो कपोल वक्षजों पर 

हे केटभ हंतक पुत्रवध्‌ ! हे माता ! रो रोकर, 

विश्वास करो तुमको बेचूंगा न कभी मन से भी 

कर्णाटों, बैश्यों, क्षुद्रनूपों को क्षुधातं होकर भी ॥ 

यह श्रीवाथ को एकदम निरुत्तर करने का उत्तर था क्‍योंकि धन के 

लोभ में पड़कर उन्होंने कर्णांटक राजाओं, वेश्यों और ल्लुद्रनूपों को अपने 
काव्य सर्माप्त किए और इस प्रकार सरस्वती को बेच दिया। ग़रोब होते 
हुए भी ऐसे निष्ठावान आराधक थे पोतन्न सरस्वती के ! इस निष्ठा की 
दृष्टि से' यदि देखा जाय तो हिन्दी साहित्य में इनके समकक्ष भक्त कवि 
गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने कहा :--- 

कीन्हें प्राकृत जन गन गाना । 

घमिर ध्‌ नि गिरा लगति पछताता ॥ 


32 दक्षिण के संत 


पोतन्न की भक्ति के वश होकर भगवान विष्णु ने अनेक बार उतकीं 
सहायता कर कष्टों से बचाया ही नहीं, बल्कि उनको स्वयं दर्शन भी दिए 
थे। तृतीय स्कंध में जब वे वराह्मवतार की कथा लिख रहे थे तब 
भगवान ने स्वयं वराहु का रूप धरकर उनके घर की रखवाली की और 
उन सेनिकों से उतको बचाया जो उनका ग्रंथ भागवत बलात्कार पूर्वक लेने 
के लिए राजा के द्वारा भेजे गये थे। 

अप्टम स्कध में गर्जेद्रमोक्ष की कथा जब लिख रहे थे तब एक पद्म 
में “अल वैकुंठ पुरबुलो तगरि लो नामूल सौधंबु” तक लिखकर उनकी 
लेखिनी अचानक रुक गई। आगे क्या लिखना है उनको कुछ सम में 
नहीं आया । तो ताह्पत्र और लेखिनी को वहीं छोड़कर बाहर टहलने 
गये । तब उनकी अनुपस्थिति में स्वयं भगवान क्रृष्ण ने उनके वेष में 
आकर पोतच्न की पुत्री को बुलाया और उसके द्वारा पत्र, लेखिनी आदि 
मंगवाकर वह पद्म पूरा कर दिया और जरा वाहर हो आने की बात कह- 
कर चले गये । थोड़ी देर के वाद पोतन्न स्वयं आये और पुत्री को बुलाया; 
लेखिती और पत्र मँगाये और लिवने को उद्यत हुए तो देवा कि वहाँ वह 
पद्य उसी प्रकार पूरा किया हुआ था जेसा उनके मन में आया था। 
आइचर्य चकित होकर उन्होंने पुत्री से पूछा कि बेटीं ! यह किसने लिखा ? 
यह सुनकर बेटी को भी आइचर्य हुआ और उसने कहा कि “अभी थोड़ी 
देर पहले आकर आप ही ने तो लिखा है; फिर ऐपा क्यों पूछ रहे हैं ? ” 
तब पोतन्‍त ने सोचा कि अवश्य ही स्त्रयं कृष्ण ने मेरे वेश में आकर पुत्री 
को दर्शन देकर उस्त पद्य को पूरा किया है। यह सोचकर उनकी आँखों से 
हर्षाशु वहे और उन्होंने अपनी पुत्री के भाग्य की सराहना की । 


जनता में प्रचलित इन कथाओं के द्वारा यह विदित होता है कि 
उसके हृदथ में पोतन्न की भक्ति का प्रमाव कैसा है; यद्यपि उनकी सच्चाई 
के बारे में आज के बुद्धिवादी यूग में संकट प्रकट किया जा सकता है। अब 
आगे पोतन्न की रचना और भक्त पद्धतियों पर थोड़ा विचार किया जाय | 


पोतन्न एक दिल चंद्रग्रहूण के समय गोदावरी में सस्‍्वान कर उसके 
पुलिन पर निमी लित नेत्र होकर महेश्वर का ध्यान करते बैठे तो उनको 


भवत कवि पोतन्त 33 


भगवान राम ने उसी ध्यानवस्था में दर्शन देकर आदेश दिया कि “तुम 
भागवत पुराण की रचना तेलुगु में करके मुझे समपित करों। तुम मुक्त 
हो जाओगे ।” तुरंत उनका ध्याव खुल गया तो गदगद होकर 
उन्होंने कहा- 


प्लिकेडिदि भागवतमट 
पलिकिचेंडि वाड्‌ राम भट्टंडट ने 
पलिकिन भवहर मगुनट 

पलिकेद वेरोंड गाथ पलकग नेला ? 


अनुवाद ; 
कहना हैं भागवत महा पुराण 
कहलाते वाले हैं रामसुजान 
मेरे कहे बनेगा पर भवहर 
लो और कह क्‍यों गाथ इतर ? 


यहू निशवय कर पोतन्न ने महत्वपूर्ण स्क्धों का अनवाद स्वयं किया 
और अन्य स्क्रधों का अन्य कवियों ने । आँध्र महा भागवत यद्यपि संस्कृत 
भागवत का अव॒वाद है, क्रितु फिर भी वह स्वतन्त्रता पूर्वक किया गया ॥ 
मारमिक प्रपंगों का विस्तार करके पोतन्न ने उसको एक मौलिक रूप दे 
दिया। जिनमें उतका भाव-सौंदर्य, कला-कुशलता तथा भक्तिमय' व्यक्तित्व 
के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए एक दो प्रसंग देखे जायें। 


सप्तम स्कंत्र के प्रह्लाद चरित में हिरण्यकश्यप और प्रह्वाद का 
वार्तालाप जो मूल में तीन शचछोकों में वर्णित है, आँध्र महा भागवत में 
अधिक विस्तार के साथ आठ फ्ों में बहुत स्वामाविक ढंग से वरणित हैं । 


प्रह्नादानूच्यतां तातस्वधीतं किचिदृत्तमम । 
कालेनेतावताध्युष्मन्‌ यदशिक्षद्‌ ग्रोभेवान्‌ ॥॥ 


]34 दक्षिण के संत 


प्रकह्नाद :- श्रवर्ण कीतेन विष्णो: स्मरणम्‌ पादसेवनम्‌ । 
अचेन॑ बंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।। 
इति पंसापिता विष्णों भव्तिश्चेन्नवलक्षणा । 
क्रियते भगवध्यद्धा तन्‍्मन्येउध्ीत मृत्तमम्‌ ॥ 
(7-5-22-24) 
आँद्र महा भागवत के इस प्रसंग का हिन्दी अनुवाद यों है :-- 
हिरण्य :--- 
]. आइचर्य मुझे होता है गुरुवर ने क्या सिखलाया ? 
तुमको कैसा ज्ञान दिया है, कसा पाठ पढ़ाया ? 
मैं भी जानूं सार तुम्हारी गुरु प्रदत्त विद्या का । 
कोई पद्य सुनाओं अर्थयुक्त अधीत शास्त्रों का | 
2. देत्य बालक नहीं सराहते तुमको नीति-पाठ5 में 
बेटा दक्ष बने वे सब कह सकते ग्रंथार्थों में 
भेया ! इच्छा हे मम' देखे कब नीति निपुण तुमको 
तात ! दिखाओ अपनी उज्ज्वल उन्नत प्रतिभा मुझको ॥। 
प्रल्ञाद :-- 
3. गुरु ने शास्त्र पढ़ा ज्ञान दिया 
मुझको अपरंपार । 
तात ! पढ़ा सब मेंने जाना 
सब धर्मों का सार ॥ 
4, तन मन वाणी में सख्य, श्रवण, दास्य, अचेना वंदन, 
सेवा, आत्म का ज्ञान सदा संकीतेन औ चितन । 
ये नौ भव्ित मार्ग हैं जिनसे, विश्वास करे कोई हरि का 
देत्यराज ! सज्जन बन कोई तो मंगल जीवन का ॥ 


भक्‍त कवि पोतन्‍्न 35 


5. अंधे जन पर चंद्रोदय औ बहरे पर शंखारव जेसे 


40. 


. विष्णु कथा सुननेवाले श्रवण ही श्रवण सच्चे हैं 


मृकों का ग्रंथाख्यापन, हिजड़े की स्त्री अभिलाषा जैसे 
कृतघ्त बंधुत्व, लब्धधन, भस्म ह॒व्य, सुगंध सूकर को ज्यों 
हरि भवित विहीन जनों के सांसारिक कार्य सभी होते त्यों ॥। 


» कमल नयन की पूजा करने वाले कर ही कर हैं । 


श्रीपति वर्णन करनेवाली जिह्वा ही जिट्वां हैं । 
सुर रक्षक के द्शन करनेवाले दग ही दग हैं । 

मधु वैरी में छगने वाला मत ही सच्चा मन है। 
दोषनागशायी सम्मुख नत मस्तक ही मस्तक है । 


भगवान-दिशा में ले जाने वाले फ्द ही पद हैं । 
पुरुषोत्तम में लगने वाली बुद्धि ही तो बुद्धि है। 


. देव देव चितन लगने वाला दिन ही सार्थक दिन है । 


चकऋ्रहस्त दरसाने वाली विद्या ही विद्या है। 
भू-धव ज्ञान कराते वाले गुरु ही सच्चे गृरु हैं 
हरि तक पहुंचाने वाले जनक ही जनक सच्चे हैं ॥ 


- कंज नयन की सेवा हित न बनी काया काया ही क्‍या ? 


वह वायु भरी चमड़े की मशक नहीं तो फिर है क्‍या ? 
वेकुंठाधिप गान न करने वाला मुख्र मुख ही क्‍या ? 
वह डम डम करने वाला डमरू नहीं तो फिर है क्‍या ? 


विष्णु की पूजा नहीं करने वाला कर कर ही क्‍या ? 
वहु तरु शाखा निर्मित करछा नहीं तो और है कया ? 
कमलेश्वर के दर्शन न करे तो वे दृग दृग ही क्या ? 
वे देह-भित्ति के गवाक्ष के रंध्र नहीं तो फिर क्‍या ? 


36 दक्षिण के संत्त 


[] चक्रपाणि चितन न करे जो वह जीवन जीवन कया ? 
वह बुलबुला तरल पानी का नहीं तो और है क्‍या ? 
भक्ति विष्णु-चरणों की न करे जो विबुध विबुध ही क्या ? 
वह चरण युगल का पुच्छहीन जतु नहीं तो फिर क्या ? 


]2. भवमेघ खुलेंगे अज के भी, क्‍या विष्णुदास्य पवरमान बिता ? 
तापत्रय दावाग्नि बुझेगी, क्‍या हरि सेवामृत वृष्टि बिना ? 
सर्व पाप सागर सूखेंगे, क्या विष्णु बुद्धि बड़बार्नि बिना ? 
विपत्ति घनांधकार मिठेगा, क्या विष्ण स्तुति-रवि काँति बिना ? 
निरुपम मोक्षनिधि दिखेगी क्या शारंगधर चितनांजन बिना ? 


इस विस्तार में, मूल में सूत्र रूप में बतायी गयी नवधा-भक्तति की 
कैसी सुंदर काव्यमय व्याख्या है ! 


अष्टम स्कृंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा को पोतन्न ने मूल का चौगृना 
विस्तार दिया और उसे स्वाभाविक और सरस बनाथा। कुछ 
अमूलक भावों और चित्रों का वर्णव यों है। मकर से पीडित गज़ेंद्र जब 
दुखी होकर भगवान विष्णु को आते स्वर से पुक्रारता है, तब भगवान की 
आतुरता का वर्णन :-- 
अल वेकुंठ पुरंबु लो नगरिलो ना मूल सौधंबु दा- 
पल मंदाखनांतरामृत सरः प्रांतेंदु कांतोपलो- 
त्पल पर्यक रमाविनोदि यग्‌ नापन्‍ल प्रपन्नंडु वि- 
ह्वल नागेंद्रम्‌ पाहि पाहि यन कुय्यालिचि संरंभिये । 
(आगे से विस्तार के भय से अनुवाद मात्र दिया जाता है। ) 


[. वेकुंठपुरी रनवासों में सौधांतर में विकसित 
मंदाखनामृत सर तट पर चंद्रशिला शय्याशोभित 
लक्ष्मी के मनरंजक पुकार आते हस्ति की सुनकर 
दीन भक्त रक्षक हरि दौड़ पड़े रक्षातुर होकर ॥। 


अक्त कवि पोतन्न ईद 


2, लक्ष्मी से न कहा, शंख चक्र भी न लिए, सेत्य नहीं । 
श्री के कर्ण फूल में उलझी अलकें की ठीक नहीं ॥। 
विवाद में ग्रहीत आँचल का भी छोड़ा छोर नहीं । 
गज रक्षा हित चले, गरुइ की देखी तक राह नहीं ।॥। 


3. तब लक्ष्मी की हालत ऐसी हुई कि वह 
चंचल ताटंकों से भुजपर नतित केश बंध से 
शाटी मुक्त कुचों से ढीले छट रहे मेखल चने 
फिधले ललाट लेपन, प्रिय कर ग्रह्दीत उत्तरीय से 


'कोटींदू प्रभा से, उरोज भार विकंपित कटि तट से ॥ 
बात पूछने आगे बढ़ती 
रुकती “नहीं कहेंगे” सोच 
रुक फिर बढ़त, बढ़ फिर रुकती 
रुक बढ़कर मारे संकोच । 
लड़खड़ाते डगमगाते पद 
चलती कंफ्ति हलमल चाल 
संशभ्रम से बढ़ बढ़ ठिठक ठिठक 
जड़वत, फिर चलती उस काल ॥ 


इस प्रकार इस प्रसंग का संधवृर्ण चित्र पोतत्तल का अपना सौलिक है 
जो इस कथा को एक अलग ही काव्य का रूप देता है। इसमें जहाँ 
भगवान की आते त्राण प्रायणता की सूंदर अभिव्यक्ति की गयी है वहाँ 
कलात्मकता की दृष्टि से पोतन्‍त की स्थभ्ाविक और मनोवेज्ञातिक चित्रण- 
कुशलता भी भलछी-भांति प्रकट होती है। कहा जाता हैं कि इस प्रसंग में 
अगवान विष्णु के आते गजेंद्र के पास जाने का वर्णन सुनकर श्रीताथ ने 
उसकी आलोचना करते हुए कहा कि विष्णु ने जाते समय अपनी पत्नी से 
नहीं कहा, शंख चक्र आदि को नहीं ग्रहण किया; सेना को नहीं लिया* यहाँ 
सक कि गरुड को भी नहीं बुलाया । हाथी की रक्षा के लिए बिना किसी 


की 


38 दक्षिण के संत 


साधन सामग्री को लिए आधशिर गये क्‍यों ? क्‍या वहाँ तमाशा देखने गये ? 

यह वर्णन कुछ ठीक ज॑चता नहीं ।” यह सुनकर पोतन्‍न उस समय चुप 
रहे। बाद में श्रीनाथ जब भोजन कर रहे थे तब उनके बच्चे को कहीं' 
छिपाकर पोतनन्‍न ने कुए में एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया और चिल्लाते 

हुए कहा, हाय ! बच्चा कुएँ में गिर गया।” यह सुनकर श्रीनाथ 
तुरंत खाना छोड़कर जूठे हाथों से वसे ही हाय-हाय मचाते हुए कुएँ के पास" 
गये और उसके चारों ओर दौड़ने लगे। तब पोतन्न ने शांति से उनसे 
कहा कि भई, बच्चे को कुएँ से बाहर निकालने के लिए रस्सी आदि कोई 
साधन लिए बिता आने से क्या लाभ होगा ? कोई साधन साथ में ले 
आते ।” इस पर ध्यान न देकर श्रीनाथ कहने लगे कि मेरा बच्चा कहाँ 
है? कंसे गिरा! बताओ तो सही ।” तब पोतन्‍्न ने आश्वासन देते 
हुए कहा कि घबराओ मत । बच्चे के कुएं में गिरने की बात सुनकर तुम 
साधन विहीन होकर जेसे आये हो वेसे ही भगवान विष्णु भी अपने भक्त 
की पुकार सुनकर आगा पीछा न कर, किसी चीज की प्रतीक्षा न कर, एक- 
दम' दौड़ पड़े। उस व्यग्रता में और किसी बात का ध्यान नहीं होता ।” 
यह सुनकर श्रीनाथ निरुत्तर हो गये । 


वामनावतार के प्रसंग में शरीर व॒द्धि करनेवाले वामन के वर्णन में 

कितनी विराट कल्पना है पोतन्‍्त की, जो मूल में नहीं ! 

वह वटु जब बढ़ता गया शनेःशर्नें: ब्रह्मांड में भर 

रविबिब हुआ शोभित छत्रबना, शिरोरत्न बनकर। 

फिर श्रवणाभूषण, कर्णाभूषण किर केयूर बना 

कंकण, मेखला किकिणी, तूपुर बन, पद पीठ बना ॥ 
दशमस्कंध में जब कंस देवकी को आकाशवाणी की बात मानकर मारते जा 
रहा था तब वसुदेव कसी मर्मस्पर्शी बात कहते हैं जो मूल भगवात में नहीं 
है! 

भाई तुम, भगिनी का करना सम्मान पुरस्कृत कर 

वस्त्राभूषण दो मृदुल मधुर बातों से कर आदर । 


भकक्‍त कवि पोतन्‍्न 39: 


लेकिन प्राण न लेता गगन गिरा को सत्य मानकर 

यह उचित नहीं, छोड़ो भेया ! मेरी विनती सुनकर ॥। 
कृष्ण लीला के वर्णन में पोततन्‍न ने शिव और विष्णु में कितने सुंदर ढंग से" 
अभ्ेद दिखाया ! 


देह पर लगी घूल विभूति विलेपन जैसे शोभित 

शीर्ष प्रकाशित मोती शशिरेखा के सदृश विराजित 
भाल-दिठौना मनन्‍्मथ विजयी विषयन्तेत्र समशोभित 

कंठहार का सुन्दर नीलम गरलचिक्न बन विलसित 
हारावलियाँ भुजंग हारावलियाँ बतकर दोलित 

निज में शिव में भेद न रख यों बालक शिवसम शोभित ॥ 


अब पोतनन्‍्न की भक्ति पद्धति और दाशंनिक दृष्टिकोण पर 
भी विचार किया जाय । इन दोनों तत्त्वों की दृष्टि से तुलसीदास” 
और पोतल्न समकक्ष ठहरते हैं। जेंसे तुलसीदास ने शिव और वेष्णवः 
तत्त्वों का समन्वय करके शिव और राम को आपस में एक दूसरे' 
का भक्त बनाया, उसी प्रकार पोतन्‍न ने भी हरिहर तत्त्वों में अभेद 
दिखाया । पोतन्‍त को भागवत रचना की प्रेरणा जो मिली उससे यह बात: 
प्रमाणित होती है। उन्होंने शिव का ध्यान लगाया तो राम ने दर्शन दिया 
और भागवत की रचना करने का आदेश दिया जिस में कृष्ण की प्रधानता' 
है। इससे पोतन्‍न ने राम' और क्ृष्ण तत्त्वों का समच्चय किया है। जसे' 
तुलसीदास ने दाशनिकवाद निरपेक्ष होकर भक्ति को प्रधानता दी, उसी 
प्रकार पोतल्त ने भी भक्ति को सर्वोपरि माना । ऊपर दिए गये प्रह्नाद 
और गजेंद्र मोक्ष के प्रमंगों से यह स्पष्ट होता है कि वे प्रपत्ति को अधिक 
महत्त्व देते हैं। उनकी मान्यता थी कि प्रपत्ति के द्वारा जीव का उद्धार 
हो सकता है। यह प्रपत्ति प्रधान भक्ति भिन्न-भिन्न दाशनिक वादों को 
आधार मानकर चलती हैं। जीवन की विभिन्‍त परिस्थितियों में यह" 
प्र्पत्ति दिखायी गयी है। प्रथम स्क्रंध में भीष्म के द्वारा की गयी कृष्ण की 
स्तुति इसका प्रमाण है। भीष्म कहते हैं :--- 


%) दक्षिण के संत 


उछल रथ से जब पड़े श्रवणकुंडल 
कांति फैली नील निर्मेल गगन तल में 
कूद भूषर जब पड़े चरण आघात से 
लगे डोलने असह जग कुक्षितल में । 
चक्र लेकर हाथ में शत्र॒पर टूटे जभी 
छूट पीछा दुपट्टा उड़ा वाय्‌ मंडल में । 
“विश्वास तेरा, शक्ति मेरी हो न उपहसित 
कह खींचता पार्थ बैठ पद यूगल में । 
“भीष्म को मारकर बचाऊ तुझे पार्थ आज 
हे छोड़” कर हस्ति पर सिहसम पल में । 
झप्ट, बचकर मम तीत्र शर वृष्टि से 
आते देव ही मेरी शरण हृदयतल में ॥ 
सप्तम स्कध में प्रह्मद अपने पिता के सामने विष्णु भक्ति की जो 
महिमा गाता है, वह वेधी भक्ति का सुन्दर उदाहरण है जिस में प्रफत्ति 
मूलक विशिष्टाह्वतवादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो भगवान नृत्तिह प्रह्तलाद को 
बर देते हैं कि तुम देहावसान के बाद बंधन मुक्त होकर मेरे निकट रहोगे। 
(आं. भा. ?-37%) इसमें सामीप्य मुवित प्रतिपादित है जो मध्वाचार्य के 
'हैतवाद के अनुसार मुक्ति का एक भेद है। 


अष्टम स्कंध में गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहता है :--- 
जिससे यह जग पैदा होता, जिप्तमें विलीन रहता 
ओ लय होता, परमेश्वर जो प्रधान कारण बनता 
जो आदि मध्य लयविहीत हो स्वयं सभी कुछ बनता 
उस आत्म भव ईश का मैं अब तो शरणागत बनता | 


2. कभी कभी जग प्रकटित करता बाहर 
कभी कभी कर लेता अपने अंदर 


भक्त कवि पोतन्‍्न 4] 


बन उभय स्वयं साक्षी सबका होता 
उस आत्म मूल को में मन में लाता ॥ 


[48 


इसमें भी वही विशिष्टाद्ेत की झलक मिलती है। 


ष्े च्य्रै 


दद्यम स्कंध के उत्तराध में वेदों की क्ृष्ण-प्तुति में द्व ताद्रेत का पुट 
लिए हुए विशिष्टाडती प्रधान भक्ति लक्षित होती है। वे कहते हैं कि है 
भगवान, जिम प्रकार सोना कंक्रण, मुकुट, कुंडल आदि आभूषणों का रूप 
धारण करने पर भी सोना ही बना रहता है, उसी प्रकार तुम सृष्टि के 
विकारानुवर्ती होकर भी कल्याण गुणात्मक हो। (आं. मा. ॥0-3-]220 ) 
भेदाभेदवादी विचारधारा के अनुसार कारणात्मक जीव और ब्रह्म की 
एकता है। परंतु कार्य रूप में दोनों की अनेकता है। दशम स्कंध के पूर्वाध 
में गोपिकाओं को माधुय-भकति संत्रसे अधिक प्रतिपादिन है। उन्होंने 
कृष्ण का संयोग तथा वियोग सुख दोनों पाये थे । गोपिकाओं की यह 
भक्ति विकल रागात्निका है। उनकी अनुराग पूर्ण भक्ति से प्रसन्‍त होकर 
कृष्ण उनसे आत्माराम बन कर क्रीडा करते हैं। गोपिकाओं की रागा- 
त्मिका माधुर्य भक्ति के मूल में कृष्ण के अवतारी पुरुष होने का ज्ञान 
निहित है। वे कृष्ण से कहती हैं कि तुम केवल यशोदा के पुत्र नहीं थे; 
सब जंतुओं की चेतना में व्याप्त और ज्ञात प्रभु हो। ब्रह्मा की प्रार्थना के, 
अनुसार तुमने पृथ्वी पर सत्कुल में मनोहर आकार से जन्म लिया है। 
गोपिका गीतों में वे कहती हैं कि हे कृष्ण, आपने देह धारिणियों के लिए पति 
पुत्र और बंधुओं की सेवा करना धर्म बताया। कितु पति पुत्रादि के 
रूप में भासित तुम' में पति पुत्रादि संबंधी इच्छा से तुमको संभावित 
करना क्‍या अन्याय हैं? (आ. भा. पृ. 990) ग्रोपिकाओं की इस 
भक्ति में शुद्धाइंत भावना है जिसके अनुसार अपनी आत्मा में आंतरिक 
रूप से रमण करने वाला ईश्वर आत्माराम' कहलादा है। भागवत की 
रचना में पोतसलत में अधिकदर श्रीधरीय व्याख्या का अनुसरण किया । 
अतः उसमें कतिपय स्थानों में आदत भावना मूलक भक्ति भी मिलती है । 
भोक्‍ता जीव को वासुदेव ब्रह्म ही जानो (आं- भा, 2-84) ईश्वरेत्तर पदार्थ 


42 दक्षिण के संत 


'कोई नहीं है । (2-85) अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पोतल्न 
भी दाशनिकवाद निरपेक्ष श्रुति सम्मत हरि भक्ति को ही मान्यता देते हैं । 


इस प्रकार भक्ति भावना और रचता प्रक्रिया की दृष्टि से पोतन्न 

की तुलना हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास के साथ की जा सकती है, यद्याथि 
काव्य वस्तु की दृष्टि से सूरदास इनके समकक्ष ठहरते हैं। दशस स्कंध 
'झागवत का सर्वे प्रधान अंश है। उम्की रचना पोतन्‍्त और सूरदास ने 
अतिशय भक्ति विभोर होकर मूलाधिक रूप से कीं । कितु सूरदास का 
सूरसागर गीतात्मक है ओर पोतन्त का आँध्र महा भागवत चंपू है और 
'सूरसागर की तुलना में मर्यादा बद्ध है। 

भागवत की भूमिका में पोतन्‍्न ने प्रतिज्ञा की कि 

तन्‍नय, तिककन आदि सुकवियों ने अनुवाद किया था 

कई पुराणों का, कितु सुकृतवश भय छोड़ दिया था 

अननूदित भागवत, इसे अब मैं पुनर्जन्मविरहित 

रामानुग्रह से कर लगा सर्वाभीष्ट अनूदित ॥। 


सचमुच इस रचना के द्वारा कवि और काव्य दोनों अमर हो गये । 
संस्कृत भागवत का देशी भाषाओं में यह आँद्र महा भागवत सर्व प्रथम 
अनुवाद है जो और भाषाओं के लिए भी मार्गदशंक बन गया है । 


लेखक : डॉ. चावलि सुर्यनारायण मूति, मद्रास 


मोल्ला- 


श्री कृष्णदेवरायलु का शासत काल तेडूगु-पाहित्य का स्वर्ण युग 
'समझा जाता है। इस समय रायल के द्वारा सब प्रकार की कल्नाओं को 
“भरप्र प्रोत्साहन मिला था। स्वयं उच्च कोटि के कवि थे और उनका 
आस्थान तेलगृ-काव्य रचना का उवेर केन्र रहा। रायलु के आस्थान के 
'अलसानि वेहन्ना, भट्ट मूर्ति, मुक्‍्कु तिम्मन्ना, तेनाली रामक्ृष्ण आदि प्रतिभा 
' सम्पत्त कवि अष्टदिग्गज नाम से विस्यात हैं। श्रीकृष्णदेव रायल के 
कुछ ही समय बाद दक्खिन में कुली वंश के नवाव 'गोलकोंड़ा' को अपना 
' राजधानी-नगर बनाकर जम गए। इसी वंश के प्रसिद्ध नवाब महम्मद- 
:कुली ने (शासन-काल सन्‌ 760 से 0।2 तक) आज के आमन्ध्रों के राज- 
“धानी-नगर, हैदराबाद को, सन्‌ 29 में अपनी प्रेयसी भागमती या हैदर- 
' महल के नाम पर, बसाया था। महम्मद कुलो साहित्य-प्रिय और कवियों 
का आशद्ययदाता ही नहीं था वरन्‌ स्वयं फारसी, उ्द और तेलुगु में कविता 
'करता था। यह उर्दू का प्रथम कवि समझा जाता है। कहा जाता है कि 
' इसके दीवान (कविता-संग्रह) ।800 पृष्ठों के हैं जिनमें 20 हजार पंक्तियाँ 
हैं। दुर्भाग्यवश इसकी तेलगू की कविता अब तक प्राप्त नहीं है। शासक 
“और शासित के बीच साहित्यिक आद'न-प्रदात का क्रम' कुलीवंश के आदि 


[4र्व दक्षिण के संत्त 


शासक सुलवान कुली कुतुबशाह के समय से रहा था। कुली कृतुबशाह 
का पुत्र और महुम्मद कुली का पिता इब्रहीम था| मलिक भराम' फ़ारसी 
और तेछगु के कवियों से सदेव घिरा रहता था। तेलुगू की कवि-भण्डली 
इञ्रहीम को इतना मानती थी कि उप्की मृत्यु पर तेलगू के कवियों ने ब्रह्मा 
को एकदम फटकार दी थी :-- 


“रारा | ब्रिधाता ! योरि विनरा [ तगुरा ? तलकोरमारि ! नि- 
स्तारपु लोभि राजुलनू जंपक मल्किभराम' भूवरुत्‌ 
चारुयशोधनुन्‌ सुगुणि जांपिति, वर्धुलकेमि' दिक्‍कुरा 
चेरित नित राजुनु सूजिपग ती तरमा वसुन्धरन्‌ ? 
(चाटु पद्म मणि-मंजिरि ) 


(रे वितवाता !_ आ सुत ! यह तेरे लावक है ? प्राणघातक ! 
बेकार, लोभी राजाओं को न मारकर यशस्वी, सुगूण खनी राजा मलिक- 
भराम को (तूने) मार डाला । अब असहायों का सहारा कहाँ है ? क्‍या 
पृथ्वी पर फिर ऐसे राजा की सृष्टि करना तेरे बूते के अंदर है ।) 


रायल के समय के बाद भी नवाबों और आरवीटि के राजाओं के 
प्रोत्साहन के फलस्वरूप तेलग-साहित्य अत्यन्त सम्पन्त होता जाता था । 
पिगलि सूरन्ता, तेताली रामक्ृष्ण, रामराजभूषण, मोल्ला, बैचराजू वेंकट- 
नाथ आदि लब्धप्रतिष्ठ कवि इसी युग में अवतरित हुए । 


प्राय: देखा जाता है कि प्रत्येक युग में कोई न कोई कवि रामायण 
लिखते ही रहते हैं। किन्तु उनमें से कोई एक कृति. ही प्रसिद्ध हो पाती' 
है। प्रसिद्ध तेलग-महाभारत के यशस्वी प्रणेता कवित्रय में एक एरंन्‍्ना 
की लिखी रामायण ही जब काल के गर्भ में विलीन हो गईं, तो दूसरे 
कवियों के बारे में कया कहा जाए ! आन्ध्र कब्िता-पितामह' बिरुदधारी 
कोरवि सत्यनारना, ताहलपाक अन्तमाचार्युलु की रामाग्रणों की भी वही 
दशा हुईं जो एरन्ता की रामायण की हुई। ऐसी स्थिति में, जब कि: 


कतयित्री मोल्ला 445 


महान कवियों के काव्य ही नष्ठप्राय हुए, मोल्ला की रामायण का उपलब्ध 
होता तेलुनू जाति व तेलगू साहित्य का यौरब-भाग्य है। तेलगू की 
कव यित्रियों में ये यद्यपि दूनरी हैं फिर भीरामायण की कवयित्रियों में प्रथम' 
हैं। मोल्ला के पूर्व तेलगू में रामायण काव्यकार  हुए। उतके नाम 
ये हैं:-- !. भास्करुडु 2. तिक्कन सोमयाजी 3. एरंना 4. रंगनाथुड 5. 
ताललपाक अन्तमय्या 5. कोरवि सत्यनारायण 7. शाखवेल्लि मल्लिखाजुन 
भट्ट मोलला के बाद अय्यलरांजु रामभद्गुडु की रामायण, ककंटि पापराजू 
का उत्तररामचरित, गोपीनाथ रामायण प्रकाश में आईं। आधुनिक यम 
में कवि सार्वभौम' श्रीपाद कृष्णमृर्ति शास्त्री की संपर्ण रामायण और कवि- 
सम्राट श्री विश्वताथ सत्यतारायण का रामायण-कल्पवृक्ष (अब तक युद्ध- 
काण्ड तक ही प्रकाशित है) विशेष उल्लेखनीय हैं। 

यह ठीक हैं कि कवि परिस्थित विशेष में उत्पन्त होता, बढता, संस्कार 
ग्रहण करता और प्रेरणा प्राप्त करता है; किन्तु यह कहना भी असंगत नहीं है 
कि वह अपनी सामाजिक परिस्थितियों के प्रतिक्रिया-स्वरूप बहुत हद तक 
उनका परिष्कार करने और उन्हें वया मोड़ देने का भी कार्य करता है । 
वह वास्तव में काव नहीं है जो अपने भाव-कुसुमों के द्वारा अपने परिवेश 
को सुरशित और प्रफुल्लित न कर दे। यदि वह यूग को अपनी रचता 
में प्रतबिम्बित कर यग का प्रतिनिधत्व करता है, तो वह यूग का निर्माण 
भी करता है। आंध्र के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहास में मोल्ला 
की रामायण की रचना एक महत्वपूर्ण घटना है। जिन परिस्थितियों में 
मोल्ला का जन्म हुआ था और जिनमें वे बढ़ी थीं उन परिस्थितियों में उन्हें 
रामायण जैसी कृति की रचना के लिए अपेक्षित सुविधाएँ नहीं थीं बल्कि 
साधारणत: जो सुविधाएँ ऐसे व्यक्ति को मिल सकती हैं उनसे भी वे 
वंचित रहीं । 


कवयित्री मोल्ला ने अपने काव्य में अपने पिता के नाम' का उल्लेख 
अवश्य किया ; किन्तु उन्होंने अपनी जाति का उल्लेख कहीं नहीं किया ॥ 


40 


]46 दक्षिण के संत 


जिला नेल्छर के गोपवरम के निवासी अपने समय के प्रसिद्ध जिवभक्त 
आतुक्रु केसन की पुत्री या वरपुत्री थीं मोल्ला । उनकी जाति की ओर 
संकेत करनेवाला आधार उनकी रचना में कहीं नहीं मिलता है। नेल्लर 
डिस्ट्रिक्ट मान्युअल में बॉसवेल नामक एक अंग्रेज ने उनका उल्लेख 
कुम्हारिन कह कर किया है। उस मान्युअल के आधार पर मोल्ला कुम्हार 
जाति की है, यह समझकर तेलूगू प्रदेश के लोग उन्हें कुम्ह! रिन मोल्ला 
कहने लगे । किन्तु उनकी जाति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से निर्देश 
करनेवाले प्रयास अब तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह समझकर 
तृप्त रह जाना ज्यादा समीचीन है कि मोल्ला कविता जाति की हैं । 


वे गोपवरम्‌ श्रीकंठमल्लेश्वर की भक्तिन थीं। श्रीकंठमल्लेश्वर का 
अर्थ है शिव अर्थात वे शिव भक्तिन थीं। फिर भी उन्होंने विष्ण के अब- 
तारों में एक दाशरयोी राम की कथा भक्तिपृर्वक लिखी । इसका आशय 
यह निकलता है कि वे शैव और वेष्णव के मतभेदों के परे थीं । 


श्रीकृष्ण देवरायुठ्‌ू के आस्थान के अष्ट दिग्गज कवियों में एक 
तेनाली रामकृष्ण कवि और कवयित्री मोल्ला से सम्बन्धित कुछ किव- 
दंतियाँ आन्भ्र प्रदेश में प्रचलित हैं। ये अधिकांश में अशइछील और असभ्य 
हैं। 'रायवाचक --विश्वनाथ स्नापति का गद्य ग्रन्थ--नामक प्रन्थ में 
विजयनगर से सम्बन्ध रखनेवाली कई कथाएँ हैं जिनके आधार पर मुख्य 
मुख्य घटनाओं की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस 
ग्रन्थ में मोल्ला का उल्लेख भी आया है। अतः यह अनुमान किया जा 
सकता है कि वे श्रीकृष्णदेवरायुल्‌ कीं वृद्धावस्था के समय में रही होंगी 
अर्थात 0 वीं शताब्दी के उत्तरार् में रही होंगी । इसके अतिरिक्त मोल्ला 
की जन्म-तिथि के सम्बन्ध में निश्चित सूचना देनेवाला कोई प्रमाण अब 
तक नहीं मिला । 


कवयित्री मोल्ला की एक मात्र रचना रामायण है। यही उनकी 
इतनी कीति का आधार है |.यह बात इस तथ्य की घोषणा कर रही है 


ऋवयित्री मोल्ला [47 


कि किसी कवि का यज्ञ उसकी रचनाओं के परिसाण के हिसाब से नहीं 
होता बल्कि गृण के हिसाव से होता हैं ! मोल्ला ने भी तेलग भाषा के कई 
अन्य यशस्वी कवियों की भांति अपनी कृति को मानवांकित नहीं क्रिया है । 
अकतप्रवर पोतन्ना की भांति उन्होंने अपनी रचना के प्रारम्भ में कहा:-- 


चप्पुमनि रामचन्ड 

सेप्पिचिन प्लकुमीद जेप्पेद ने ने- 
ल्लप्पुड निहपरसाधन 
मिप्पुण्यचरित्र तप्पुलेंचकुड कवुछ 


(श्रीरामचन्द्र का जेसा आदेश मिलेगा और वे मुझ से जो कहला- 
'एगे और जो इह-पर का साधन होगा, वह पुण्य चरित्र में बतलाऊँगी। 
कृविगण मुझ में दोष न निकालें) 


तेलगू के साहित्य में रामकथा का प्रणयनमात्र कर तृप्ति प्राप्त 
कवियों में रंगनाथ रामायण के कवि बृद्धारेड्डी के पश्चात मोल्ला का नाम 
ही आता है। 


मोल्ला ने अपनी काव्य-रचना के लिए आदि कवि वाल्मीकि की 
'शमायण का आधार हो नहीं लिया बल्कि अध्यात्म रामायण के कुछ 
प्रसंगों को भी ग्रहण किया है। तेलगू में मोल्ला के पूर्व भास्कर रामायण, 
रंगनाथ-रामायण, एरेन्रा की रामायण. अन्वमय्या की रामायण और 
'निर्वेचनोत्तर रामायण मात्र लिखी गई थीं। इन में एरंच्रा की रामायण 
और अन्नमय्या की रामायण अब तक अप्राप्त हैं। रंगनाथ-रामायण द्विपद 
'शैली में लिखी गई और भास्कर रामायण चंदू की शैली में चार कवियों 
के द्वारा लिखी गई। यह एक कवि की रचना नहीं है। तेलगू में तब तक 
'एरंच्रा की रामायण एक कवि के द्वारा लिखी गई जो रचना अब तक 
किसी के देखने में नहीं आईं। मोल्ला के समय तक मोल्ला-रामायण ही 
शेत्ती थी जो एक ही कवि के द्वारा लिखी गई। मोल्ला-रामायण की 


46 दक्षिण के संत 


विशिष्टता उसकी संश्षिप्तता में है । तेलगू में कई कवियों ने रामायण को 
संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रदत्न किया है; किन्तु इस कार्य में एक को 
भी ऐसी सफलता प्राप्त नहीं हुई जेसी मोल्ला को उपलब्ध है । 


मोल्ला ने कुल 560 गद्य-पद्यों में रामायण का प्रणयन किया है। 
हो सकता है, मोल्छा की पूरी रामायण प्राप्त नहीं हुई हो । मोल्ला-रामा- 
यण की पद्च संख्या विभिन्न काण्डों में इस प्रकार है : -- 


पीठिका 24 
, बालकाण्ड 400 
2, अपोध्याकाण्ड 43 
3. अरण्यकाण्ड ५४5 


4. किष्किधाकाण्ड. 27 
५58 सुन्दरकाण्ड 240 
0. युद्धकाण्ड [2] 


9... 7 93 
[8 37 
860 


रामागण को यदि समय रूए से देखें, तो विदित होता है कि कब- 
यित्री मोल्ला को वीर रप्त विशेष रूप से प्रिय था। वह पौरुष भरी नारी 
रही होगी । महावीर हनुमान के बल-प्रदर्शन से सुन्दरकाण्ड भरा हुआ' 
है, तो तीन आइश्वाततों में लिखा लंकाकाण्ड (यूद्धकाण्ड) रामे-रावण के' 
वीर-दर्प से ओतग्रोत हैं। काण्ड्रों की पद्म संख्या ही मेरी हस उक्लि का 
समर्थत कर लेती है। मोल्छा ने अपने पूर्ववर्ती तेलग रामायणकारों की 
भांति उत्तर रामचरित को अपने काव्य में स्थान नहीं दिया । इसका 


कवयित्री मोल्ला 49 


कारण यही रहा होगा जो हिन्दी के प्रसिद्ध रामभकत कवि तुलसीदास के 
लिए रहा था--राम के उज्वल चरित्र में कोई कलंक न लगे। ऐसा 
विद्वानों का एक वर्ग है जिसके विचार में वाल्मीकीय रासखायण में भी उत्तर- 
रामचरित प्रक्षिप्रांश है। अस्तु तुलसी और मोल्ला की रामायणों के 
संहर्भ में यह साम्य-लक्षण अत्यन्त उल्लेखनीय है। पर दोनों की भविति- 
प्रवृत्ति पें कोई विशेष साम्य दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतएवं राम-कथा 
की मर्मस्पर्शी घटनाओं का चुनाव दोनों का एक सा नहीं रहा। मोल्ला 
के राम धीर नायक हैं। मोल्ला रामायण वीर रस प्रधान काव्य है और 
इसीसे युद्धकाण्ड अत्यन्त विस्तृत हैं और इसीलिए वीर रस का अधिक 
परिपाक हुआ है। अन्य रसों का परिपाक मोल्ला-रामायण में नहीं हो 
पाया है। वीररस प्रधान होने के कारण ही इसमें रौद्ररस के अनेक 
स्थल हैं । * 


मोल्ला-रामायण के छः काण्डों में सुन्दर काण्ड और यूद्धकाण्ड 
अत्यन्त दिस्तुत हैं॥ अयोध्याकाण्ड का वर्णन अत्यन्त संक्षेप में केवल 43 
पद्मों में किया गया है। संक्षेप में कथा-निर्वाह करने की उनकी कुशलता 
सचम्‌च सराहनीय है । सीता स्वयंवर के समय राजा जनक के मंगाए 
भीमाकार भयावह शिव-धनुष को देखकर उपस्थित राजा लोग भयभीत 
हुए, यह जताने के लिए मोल्ला ने भीमाकार धनुष की भयानकता का 
ज्योतन यों किया :--- 


'विल्ला थिदि कोंड़ा यनि 
तल्‍लड़पडि संशयंतब्र तलकोन मदिलो 
बल्लिदु लगु नपनंदनु- 
नेल्लरु यौदवुल नुंड़ि रेतयू भीतिन्‌ 


“४विल्ला यिदि कोंडा” अर्थात्‌ यह धनुष है या पहाड़ ? इस तरह के 
संदेह के अनुभव द्वारा ही धनुष के आकार की भीकरता स्पष्ट होती है । 


50 दक्षिण के संत 


उसी संदर्भ में अर्थात्‌ स्व॒यंवर के संदर्भ में विभिन्न प्रदेशों से अगणित 
राजकुमार आए हुए थे, इस बात की जानकारी कराने के हेतु वे लिखती 
हैं--“बुजंबु ब॒जंबुनु द्रोपुलाइगन्‌” अर्थात्‌ कंधों से कंधे भिड़ रहे हैं 
अर्थात्‌ विदेहराज जनक के विशाल भवतर में भी आराम से बेठने के लिए 
जगह नहीं है, इतने राजा लोगों ने सीता-स्वयंवर में भाग लिया ! 


माया-मृग के वर्णन में वे कहती हैं :- 

ओड्लेल्लन बंगारम्‌, 

पोड़लेल्लनु रत्न समिति बोलिन मेरपुल 
नड़लेल्ल नेरापि मेलगेडु 

कड़लेल्ल विलास रेख कलूलंदोप्पेन 

(सारा शरीर सोने का, शरीर के धब्बे रत्नसमूह की झलकें, चाल 
अनोखी और सारे शरीर से विलास कलाएँ भासित हैं) 

“तोडलेल्ल बंगारमु” (सारा शरीर सोना) इस मूहावरे का अर्थ 
निकलता है अत्यन्त धन सम्पन्न हो सुखी रहे । यह तेलगू का देशज श्रयोग 
है। इसीलिए यह बिलकुल फ़ब गया है। 

सीता वियोग के समय राम' की बिरहृ-दशा का वर्णव कवयित्री 
मोल्ला ने एक ही पद्य में किया :--- 

“क्रल नोटिकिन्‌ रुचुलुगूडुट दप्पेत्‌ दू पदूडुलूं 

गारमु तोचे जिह्कुनु गम्मनि तेनेल चेदुलग्ये गं- 

गारये जित्तमंतयुनु गंटिकि निद्र सहिपदय्ये शुं 

गारमेलपं सीत बोडगानमि रामनुपाल मौक्िकिन्‌ 
(साग-भाजियां अरुचिकर हो गईं, स्वादिष्ट मधु कड़वा हो गया; 


चित्त घबराया हुआ है; आंख नहीं लगती; शुंगारकेलि करने सीता के न 
दिखाई देने के कारण रामनृपपलमौक्ति की यह दशा हो गई है) 


कवयित्री मो हल्ला 5[ 


मधुर-मधुर का कटु होता (कम्मनि तेनेल चेदुलगुट) चित्त का 
बेचेन रहना (चित्तमु कंगारमगट) जैसे प्रयोग अर्थंगर्ित हैं। 


रावण का सीता से यह कहना- 
इंकजेयनेर रींदग नोपरू 
कट्टलेरु चुटिटपटुलेर 
जलधि दाट लावु चालदु नरुलकु 
वत्तुरेटटु चेपुम वारिजाक्षि 
(समुद्र को न सुखा सकते, न तर सकते, न बांध सकते अर्थात न 


उस पर पुल बना सकते; समुद्र पार करने की शक्ति नरों में नहीं है ॥ 
बताओ है वारिजाक्षी; तुम्हारे लोग यहां कैसे पहुँच सकते हैं ? ) 


सभुद्र पार करने में नरों की लावु' अर्थात शक्ति काफी नहीं होती! 

इसके उत्तर में सीता ने जो कहा वह भी कम सारगर्भित नहीं है। यहां 
भी बहुत ही छोटे-छोटे सरल शब्दों का प्रयोग हुआ जिससे कि भाव 
अत्यन्त प्रभावोत्यादक हो गया । जैसे--- 

अट्टि रामृन कीयदि यनगर्नेत 

लंक यननेंत दनृजुल पोंकमेंत 

नी वनग नेंत नी लावु चेव येंत 

चेप्पनेटिकि नीवे चचेदव्‌ गाक 


(ऐसे राम के लिए यह क्या ! लंका क्‍या है ! दनुजों की अकड 
क्या है! तुम क्या हो ! तुम्हारी शक्ति-सामथ्ये क्या है। मैं क्‍यों कहूँ, 
तुम्ही देख लोगे ।) 


इस पद्च के प्रत्येक शब्द के द्वारा रावण के प्रति सीता का उपेक्षा- 
भाव ही व्यक्त हो रहा है। सीता की दृष्टि में रावण अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति 


452 दक्षिण के संत 


है। अतएवं उन्होंने हीन (छोटे) शब्दों के द्वारा रावण के प्रति अपनी 
ओर अवहेलना व्यक्त की है। यह है मोलला की शक्ति ! यह है उनके 
शब्द प्रयोग की प्रभविष्णुता ! 


कम से कम शब्दों के प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक भाव-स्फूर्ति 
कराना मोल्ला की विशिष्ठता है। गागर में सागर भरने की विशेषता 
इनकी अपनी है । श्रौरामचंद्र की युद्ध-तीब्रता का वर्णन: इन्होंने एक छोटे 
से छंद में कितने मामिक दंग से किया है। देखिए +--- 


विठ दोड़गू शरम्‌ वेडलेड शरमुन्‌ 
दिरुग मोलचु तलल देगिन तलूलु 
हेट्टिवारिकेत नेरुगंग राकुंड 
राम डेय दोडगे रणमुलोन 


धनुष पर चढाया जानेवाला बाण, धनृष से छुटनेवाला बाण; कटे 
हुए सिरों का फिर उग आना; किसी को मालूम ही नहीं होता, इस तरह 
राम रावण पर बाण चलाने लगा ।) 


इस प्रकार कवयित्री ने राम' के अविरल बाण-पंचालन की सामर्थ्य 
तथा राम-बाण की अमोघता और रावण के कठे हुए पसिरों का बारंबार 
उग आना, इन सब विशेषताओं का एक साथ एक णशब्द-चित्र में पिरोकर 
मोल्ला ने निस्संदेह गागर में सागर भर दिया। 


महावीर हनुमान सीता का अन्वेषण करते हुए लंका में पहुंच 
गए और जानकी से साक्षात्कार होने पर रामचंद्र के कुशल समाचार 
सुनाने के उपरान्त उन्होंने जब सीता से शिरोरत्न मांगा तब सीता अपने 
संदेह का निवारण करने के हेतु बीरवर हनुमान से कहती हैं कि यदि तुम 
अपना निज रूप दिखाओ, तो मैं मान लगी कि तुम सचमृच श्रीराम के दूत 
हो। तब हनुमान ने अपना निज रूप यों दिखाया :--- 


कवयित्री मोल्ला 53 


चुक्कल तलपूव॒ुलगा 

तक्कजमुग मेनु पेंचि यंबरवीथित्‌ 
वेक्क्समे चुपट्टिन 

तकक्‍्कोमलि मुदमुनोंदे नात्मस्थितित्‌ 


(हनुमान ने अपने शरीर को आकाश मार्ग में इतना बढ़ाया कि 
क्षेत्र सिर के फूल बने। ऐसे भीमाकार को देखकर कोमली (सीता) 
'प्रसन्नचित्त हो गई ।) ह 

कवयित्री ने यह नहीं कहा कि हनुमान का बढ़ा हुआ आकार अंबर 
'चुंबित है। इसमें वह लाक्षणिक सौन्दय नहीं है जो “आकाश के नक्षत्र 
हुनुमान की केश-रासी में रत्नोंसे फूल हैं” में निहित है। 

हनुमान के अपना निज रूप दिखाने के पूर्व ही सीता को राम- 
लक्ष्मण का जो परिचय देते हैं वह भी कम' आकर्षक नहीं है :-- 


क्र 


नील केघच्छाय बोल देहमुवाड्‌ 
धवलाब्जपत्र नेत्रमुलवाडु 
कंबुसल्निभमेन कंठंब्‌ गलवाड़्‌ 
बागनयट्टि गूल्फमुलवाडु 

तिन्नने कनुपट्टू दी्घ बाहुलवाड 
धनमेन दुंदुभिस्वनमुवाडु 
पद्मरेखल गल्गू पदयुगंबुलवाड 
सचक्‍्कनि पीन वक्षंबुवाडु 

कपट मेरुगनि सत्य वाक्यमुलवाडु 
रमणि ! समुंडु शुभलक्ष णमुलवाड 
इचन्नि गुणमुल रूपिप नेरुगवाडु... 
यरुस सौमित्रि बंगारुवन्नेवाड़ 


54 दक्षिण के संत 


(नीलमेघ शरीरी, धवलाष्ज पत्र नेत्री; कंबुकंठी; बलिष्ट शरीरी;, 
आजानुवाहु; गंभीर दुंदुभस्वती; सुभगपीन वक्ष; कपटरहित सत्यभाषी; 
हे रमणी ! राम शुभ लक्षणी है। उनके साथ सुनहले रंग के सोमित्री 
हैं जो इन सभी गृणों से भूषित हैं।) इस पद्म के अन्तिम दो चरणों में 
लक्ष्मण के चरित्र की, रूप-रंग के साथ, झांकी बड़ी कुशलता के साथ 
प्रस्तुत की गई है । 


सामान्यतः तेलग और हिन्दी दोनों में वाक्थ-रचना कर्ता, कर्म और 
क्रिया के क्रम में होती है। किन्तु भावाभिव्यक्ति की प्रभविष्णता की 
दृष्टि से यह क्रम इधर-उधर भी किया जाता है। क्रिया-पदों के विलक्षण 
प्रयोग करके कविता में नए प्राण फूंकने की शक्ति-कुशलता मोल्ला में है ॥ 
दनुज कान्‍्ताओं के घेरे में फंसी शोकाकुल असहाय सीता को, वृक्षपर बेडे 
हनुमान यह कह कर, ढाढस बंधाने का प्रयत्न करते हैं :-- 


“उन्नाड़ लेस्स राधवु 

- इन्ना डिदे कपुलगूडि युरुगति राने 
युश्नाडु निन्लु गोनि पो 
नुन्ना डिदि निजमु नम्मु मुर्वीतिनया ! 


(है अच्छी तरह राघव; है अभी कपियों के साय उरु गति आने कोट 
है तुम्हें ले जाने को; यह सच मानो उर्वीतिनय ! ) 


“है राम अच्छी तरह” के द्वारा राम का कुशल समाचार जताकर 
आंजनेय ने मानो बुझनेवाले दिए को जीवन प्रदान किया । “अच्छी तरह 
राघव' (लेस्स राघवुडु) के प्रयोग में कितना ही औचित्य भरा हुआ है + 
राम का रहना मात्र पर्याप्त नहीं है। भला-चंगा भी रहना जरूरी है # 
तभी तो युद्ध में विजय प्राप्त करना और सीता का उद्धार करना संभव 
होगा । 


सीतान्वेषण-कार्य को पूरा करके वापस आए हनमान श्रीरामचंद्र को 
देखते ही कहते हैं :-- 


कवयित्री मोल्ला 55. 


कंटिन्‌ जानकि बर्ण चंद्रवदनन्‌ गल्याणि नालंकलो 
गंटिन्‌ मी पदपंकजंबुरून ने गौतूहल बोप्पगा 

गंटित्‌ मीकरुणावछ्ोकतम्‌ विख्यातंबुगा गीतूलं 
गंटित्‌ मा कपि वीर बुंदमुल लो गांभीय॑ वाराज्निधी 


(देखा है पूर्णचंद्रवदना सीता को लंका में; देखा है कुतृहलवड्ेंक 
आपके चरण-कमलों को; देखा है आपका यश पूर्ण करुणावलोकन; देखा है 
हमारे वीर कपि-बंदों में, हे गांभीय॑-वारिनिधि! ) 

दिखा है' (कंटिन्‌) इस क्रिया पद के बाद उन्होंने 'जानकी' शब्द का. 
प्रयोग किया है। यदि जानकी शब्द का प्रयोग पहले ही किया जाता: 
तो राम को यह संदेहजनित व्यथा होती कि जानकी दिखाई दी या नहीं । 


इस व्यथा को सहन करने की स्थिति में राम नहीं हैं। अतएव देखा हैं 
जानकी के बाद जानकी सजीव है या नहीं, इस संदेह के लिए कोई स्थान: 
न देने के विचार से पूर्णचंद्र बदना का प्रयोग किया गया है। इतना 
ही नहीं; हनुमान प्रसिद्ध रामभकक्‍त है। सीतान्वेषण के कार्य की 
अवधि में वे अपने इष्टदेव के चरण कमलों के दर्शन से वंचित रहें। उनका” 
वह दुख श्रीरामचंद्र के चरण कमलों के पुनः दर्शित होते ही विनष्ट हो 
गया। श्रीरामचन्द्र करुणासागर हैं। सीतान्वेषण के कार्य-भार से' प्राप्त 
हनुमान के दुख का अनुमान करके वे दुखी हैं। उनके इस दुख या करुण 
की झलक उनके नेत्रों में पाकर अर्थात्‌ प्रभू-वत्सलता पर हनुमान संतुष्ट 
हो गए। वीर कपिगणों के फिर साथ होते ही उनका उत्साह दुगना हो 
गया। उत्साह वीर रस का स्थाई भाव है, इस बात को ध्यान में रखने: 
पर वीरवर हनुमाव का उत्साह भली भांति समन्न में आता है, जिस 
उत्साह से ओतप्रोत होकर राक्षस-वम्‌ ह का अंत करने को वे आतुर हैं। यह 
नित्संदेह सारगर्भित पद्च है और शब्द-चयन अत्यन्त नपातुझा है। ऐसा” 
शब्द चयन कवयित्री मोल्ला ही जानती हैं । ह 


56 दक्षिण के संत 


पहुले कहा गया है कि कवयित्री मोल्ला ने वाल्मीकि-रामायण के 
- अलावा अध्यात्म रामायण का आश्रय भी लिया है। मोल्ला के पूव 
' तैलगू की किसी भी रामायण में गृह नामक केवट के द्वारा श्रीरामचंद्र के 
' पाद-प्रक्षालन का प्रसंग नहीं आया । इस प्रसंग को मोल्ला ने अपनी 
' रामायण में यों अभिव्यक्त किया :--- 
“सुड़िगोनि रामुपादमुल सोकिन धूलि वहिंचि राधि ये- 
पड़ नोक कांत यय्गेनट पतन्नुग नीतनि पादरेणू वि 
य्येड़ वड़ि नोड़सोक निदि य्रेमगुनोयनि संशयात्मुडे 
कडिगे गुहुंड॒ राघव पदपंकजयुगंब्‌ भयस्म्‌ पेंपुनन 
(कहते हैं कि राम-पद-पंकज को धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर कांता 
' में बदल गया । यदि इनका पद-रेण यहाँ गिरे तो मेरी यह नाव पता 
“नहीं, क्या हो जाए। इस संशय के भय से गृहने राघव के पद-पंकज-यग 
का प्रक्षालन किया ।) द 


हिन्दी के यशस्वी रामभकत कवि तुलसीदास ने इस प्रसंग को यों 
-व्यक्त किया :-- 
“छुआत सिला भइ नारि सुहाई पाहनते न काठ कठिनाई 
तरनिअ मुनि घरनी होई जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई । 
एहि प्रतिपाछूठ सव परिवारू । नाहि जान कछ अउठर कबारू ॥| 
जो प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पदपदुम परवारन कहह ।। 
अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार आया है :--- 
क्षाल्यामि तव पादप्रंक्ज नाथ ! दारु दुषदो: किमंतरं ? 
मानृषीकरण चुर्णमस्तिते पादयोरिति कथा प्रधीयसी ॥। 


मोलला और तुलसी दोनों ने अध्यात्मरामायण के इस प्रसंग को 
अपनी-अपनी रुचि एवं प्रतिभा के अनुमार विकसित किया है। 


कंक्‍यित्री मोल्ला [57 


पौरुष की कवयित्री मोल्ला युद्ध-वर्णन में सचमृच अपना सानी नहीं 
रखता। राम जब अपने बाण-संचालन-लाघव तथा अमोघ दास्त्र व 
अस्त्रों के बावजूद महाबल्ी रावण का अन्त नहीं कर पाए तब वे केसे: 
रोषपूरित वचन कहते हैं :--- 
“आलमूुलोन वानरूल नालमु सेसिनयट्ल गादु ना 
पालि करंबु नीनुदिटिव्रालू हरिपग बालपडु दी 
वेल वृथापहास्यमुल वेयि विधंबुल मानलेक ता 
गालुडु कन्न॒गीटे निदे कालमु दग्गरे नोकु रावणा 
(वानरों के साथ जैसा युद्ध किया वैसा अब मेरे साथ चल नहीं 
सकता । अब मेरे धनुष से निकलनेवाला बाण तेरे माथे का लेखा मेट 
देगा। अब उपहासास्यद बातें वथा हैं। लो, यमराज भी आँख मार- 
कर संकेत दे रहा है कि तेरा अन्त आसच्न है, है रावण ! ) 
ऐसे भयंकर युद्ध के सदर्भ में भी मोल्ला का मुहावरेदार प्रयोग 
(काल का आंख मारना) कितना फब गया ! कितना प्रभावोत्यादक है । 


मोल्ला ने राम का चरित्र प्रस्तुत करने में अधिकांश में वाल्मीकि 
का ही अनुसरण किया है। वाल्मीकि का राम पुरुषोत्तम है जो पुरुषोचित 
अयवा मानवोचित नैसगिक प्रवृत्तियों के परे नहीं पहुँचा हुआ है। राम 
का यही रूप मोल्ला ने भी ग्रहण किया है। अतएव युद्धोन्मृखी रोषपूरित' 
राम की गर्वोक्तियां टोकते हुए प्रतापी रावण कहते हैं :--- 


त्तीलावुनु नालावुनु 
नालायम्‌ सुरल सूचि वर्णिफ्ग ने 
डालम्‌ लोपल जूपुद 
मेला गवक्तु लिप्पू डिनकुल तिलका। 
(तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति का प्रदर्शन आज युद्ध में होगा- 
जिसकी प्रशंसा ऊपर के सुरगण करेंगे। भला, ऐसे समय गर्वोक्तियां 
समीचीन हैं ! इनकुलतिकक ! ) 


.58 दक्षिण के संत 


तुलसी ज॑से रामभकत कवि यह कभी सोच भी नहीं सकते कि खल 
'रावण के मुंह से ऐसे नीति-बचन--बह भी राम के लिए निकल पड़े । 
किन्तु मोल्ला की भ्क्ति-भावता अलग है। उनका व्यक्तित्व अलग है। 
उनके राम मानवेन्द्र हैं जो सदेव भूषण-दूषण से अलिप्त नहीं रह सकते । 


कवयित्री मोल्ला ने यह कहकर कि वे काव्यशास्त्र, काव्य की 
'शेलियों और रीतियों से अनशभिज्ञ हैं, अपना संकोच ही व्यक्त किया है । 
कविता किसे कहते हैं, कविता कैसी करनी चाहिए । आदि बातें वे भली 
भांति जानती हैं। विशेषकर तेलगू में कविता किस तरह नहीं करनी 
चाहिए; यह वे सचमुच जानती हैं। उनके विचार में संस्कृत शब्द 
'गुंफित कबिता तेलगू कविता नहीं है। मोल्छा की कक्तिा तेलुगू देशज 
'शब्दों और प्रयोगों से भरी हुई है । अतएवं उनकी कविता की सी मिठास 
तेलगू के और किसी कवि की कविता में न मिलना स्वाभाविक है। श्री 
कृष्ण देवरायुल्‌ की यह उक्ति 'देश भाषलंदू तेलग लेस्स' अर्थात्‌ देशभर 
की भाषाओं में तेलगू बढ़ी चढ़ी है, कवयित्री मोल्ला की तेलग पर ही 
पूर्णतः चरिताथ होती है। मोल्ला के उद्देश्य में काव्य की रचना सरल 
'सुबोध शब्दों के जरिए नई नई रीतियों में होनी चाहिए । इसका आशय 
यह नहीं है कि वे अभिधा शक्ति को प्राधान्य देती हैं। काव्य-रचना में 
“वे ध्वनि को ही प्राथमिकता देती हैं। यथा:-- 


“बलिवपु सन्न पय्यदनु वासिग गंदपु बृततोड़तन्‌ 
गोलदिग गानवच्चु नलिगुब्ब चनुंगव ठीवि नोप्पगा 
देलुगनि चेप्पु चोट गडु तेटलमाटल ग्रोत्तरीतुल 
बोलुपु वहिपकुन्न मरि पोंदगुने परहादि शब्दमृल 
(महीन अंचल के अन्दर से चंदन चचित, कुछ कुछ शान के साथ 
झलकनेवाले ओछे, नुकीले, सुभग उरोजों की तरह नई-नई रीतियों में 


छोटे-छोटे सरल शब्दों के सहारे की गई तेलगू-कविता रमणीय न होकर 
'लम्बे लम्बे शब्द-जाल की कविता रमणीय होगी क्‍या ? ) 


ऋवयित्री मोल्ला ह 59 


इस पद्च में व्यक्त बातों के अनुसार कववबित्री मोल्ला ने निम्संदेह 
अपनी काव्य-रचता की है। उतकी काव्य रचना में निहित तेडगुपनर 
तेलग के और किसी काव्य में नहीं मिलता । अतएवं मोल्छा-रामायप बड़ी 
मोठी और स्वादिष्ट वन पड़ी । इस कारण से आन्ध्र प्रान्त भर में मोल्ला 
की रामायण को जैसा आदर और प्रचार प्राप्त है, वैसा तेलगू की और 
किसी रामायण को नहीं । शिक्षालयों में पृठय ग्रन्थ बनते का गौरव भी 
मोल्ला-रामायण को ही प्राप्त है। तेल॒गू में यदि कोई राम-काव्य को 
'पढ़ना चाहता हो, जो आसानी से समझ में आए और मनोहर लगे, उसे 
लेलुगू के सहदय विद्वान निस्‍्संकोच मोल्ला-रामायण ही सुझाते हैं। इसका 
कारण है। मोल्छा ने कविता क्या की-पंद्य क्या लिखे | सुरभित बेला 
अल्लिका पुष्प बिखेर दिए मोल्ला ने । न्‍ 


लेखक : श्री के. सत्यनारायण' 


'बसवश्वर 


युग प्रवतेक वसवेश्वर की वाणी में समाज सुधारक, धर्म सुधारक 
और सुभाषित॒काररूपी एक त्रिवेणी संगम पाते हैं। यदि एक साथ 
भगवान बुद्ध और महात्मा गान्धी दोनों को देखना हो तो आप बसवेश्वर 
में पा सकते हैं। बुद्ध, बसव और बापू'जसे महान आत्माओं का जन्म 
कभी जग में एक, कभी युग में एक हुआ करता है। खासकर बापू और 
बसव में एक तरह से फडकती हुई समानता को देखकर दांतों तले उंगली' 
दबाए बिना वनता नहीं है । 


बसवेश्वर के समय की राजनीतिक और धामिक आंदोलनों की' 
जानकारी रखना आवश्यक होगा । 


! वीं और 2 वीं शताब्दियाँ सारे संसार में धर्म के आंदोलन की' 
दुष्टि से ज्यादा महत्व. रखती हैं। योरप में पुनरुत्थान की गतिविधियों 
का सूत्रणत हो रहा था। भारत में शैवः और वेष्णव धर्मों का पुनरुत्थान 
जोर पकड़ता जा रहा था। उत्तर भारत में मुसलमानों का अड्डा जमतः 
जा रहा था। दक्षिण भारत में दोव और विशेषतः दक्खन में वीर 
शव धर्म का प्रचार खूब तेजी के साथ हो रहा था । 


बसवेश्वर [6] 


दक्खन के एक बड़े हिस्से पर चालक्य संतति का राज जो करीब 
200 बर्षों से कायम रहा, उसकी जड़ अब हिल चुकी थी। दक्खन के 
उत्तर में देवगिरि के यादव लोग और दवकखत के दक्षिण में द्वारसमृद्र के 
होयसल लोग शक्तिशाली होते गए। नारमृडिलेल या त्रैलोक्यमल्ल 
नामक चालक्य राजा के यहाँ एक साहसिक सेनापति और मंत्री हुआ। 
उसका नाम बिज्जल था। वह स्वामिद्रोही था। ई. 76 में राजा के 
विरोध में विद्रोह करके सिहासस का बलापहार (४४०7०) कर लिया 
और स्वयं राजा बन गया। कल्याण नगरी उसकी राजधानी बनी । 


बसवेश्वर का जीवन :--- 


!] वीं शती में बिजापूर जिले के बागेवाडी में शव ब्राह्मण जाति के 
मादिराजा और मादलां बिका रहते थे। उनको करीब ई. 2 8 बेआख 
सुदी तीस को एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम बस॑व रखा गया। 
यह लड़का बड़ा होशियार तथा होनहार प्रतीत हुआ । कहा जाता है क्रि 
धामिक प्रवृत्तिवाला होने के कारण उसने अपने बचपन में ही दौवगमों का 
अध्ययन किया | जब वह आठवें साल की उम्र को प्राप्त हुआ तब उसके 
माता-पिता ने उसे ब्राह्मणों के यहां प्रचलित मताचार (९० 0प५65) 
के अनुसार उपवीत संस्कार करने की तैयारियाँ कीं; पर बेकार ! बसव 
ने उस उपवीत को “कर्मेलला” कह कर वैदिक धर्म को कर्मेकाण्ड प्रधान 
बताकर उस उपवीत का धारण नहीं किया । साथ ही बसवने अपने को 
शिवजी के एक विशेष प्रकार का भक्‍त घोषित किया । 


अब बसव से घर में नहीं रहा गया। वह घर से बिदा होकर 
पास के कप्पडीं गाँव पहुँचा। मालापहारी और कृष्णा नदी संगम पर 
स्थित संगमेश्वर को अपना आराध्य देवता मानकर आध्यात्मिक अध्ययन 
में लग गया । ऐसा प्रश्नचिद्ध है कि वहाँ उसे जातवेद नामक एक पहुँचे 
हुए मृति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ । 


यह बताया जा चुका है कि उस समय कल्याण देश का राजा 
बलापहारी बिज्जल था। उसके प्रधान मंत्री का वाम था बलदेव । वह 


4 


62 दक्षिण के संत 


रिहते से बमव का मामा लगता था। उसने बसव की प्रतिभा और साहुस 
से प्रभावित होने के कारण अपनी पुत्री गंगाम्विका का विवाह बंसब से 
करा दिया। इसके पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में बलदेव स्वर्ग दि र गया। 
तब तक बिज्जल भी वसव के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित रहा। तो 
राजा ने बसव को कल्याण राज्य के प्रधाव मंत्रित्व स्वीकारने के लिए 
बुलावा भेजा । बसव अब दुविधा में पड़ा। जहाँ प्रधान मत्री-पद 
स्वीकारने से शेबधर्म के खूब प्रचार करने में सुविधा थी वहाँ सारे कल्याण 
के राजकाज में अपने को खपाने से अपने आध्यात्मिक जीवन में धक्का 
पहुँचने का डर भी था। राजा बिज्जल के बहुत मताने से वसन मान 
गया और प्रधान मंत्री बना । 

राजा के पाम अपने दूसरे मंत्री सिहण्णा की उदारता से दत्तक में 
ली गई एक कन्या थो। उसका नाम नीलांबिका था । राजा ने वसव 
को और प्रसन्न रखने के लिए नीलांबिका की शादी उससे करा दी । बसव 
ने दिलोजान से कल्याण नगरी के कल्याण के लिए अथक परिश्रम किया । 
राज्य के शासन में कई सुधार लाया। देश को संपन्न बनाया और 
राजकोष को संवृद्ध किया। राजा ने अपने प्रधान मंत्री के इन कार्यों पर 
अपनी प्रसन्नता प्रकट की; परन्तु यह प्रसन्नता अधिक दिनों तक नहीं रही । 
क्योंकि राजा सनकी मिजाज का आदमी था। याद रखना चाहिए कि 
राजा विदृठल स्वयं बलापहारी होने के नाते स्वामिद्रोही था | अलावा इसके 
राजशक्ति किसी को भी अधिक उच्च त नहीं देखना चाहती है। यहाँ तो 
बसव लोकप्रिय बनता जा रहा था । विशेषतः बसव के सामाजिक एवं 
धार्मिक सुधार अत्यन्त क्रांतिकारी थे। बसव जाति की रीढ़ तोड़कर 
एक जात्यातीत राष्ट्र (85८एंक्ष 5088) का निर्माण करने लगा। धर्म 
व्यवहार योग्य बना दिया जाने लगा। अनुभव मंठप! की नींव डाली 
गयी । भारत के कोने-कोने से लोग बसब के यहां खिचे आने लगे। 
वीरशैव धर्म का प्रसार व प्रचार दिन दो गुना और रात चौगुना होने 
लगा। राजा अब सचमृच बसव से भय खाने लगा। इसलिए वह 
बसव को दबाने के लिए समय की ताक में रहा । 


खसवेश्वर 63 


ब्राह्मण कुलोत्तम मधुबरस की पुत्री का विवाह अस्पृत्य जाति के 
हरलय्या के पुत्र से वसव ने कराया। राजा आग वबहा हो गया। 
बाह्यग देवताओं में खलवली मची | प्रजा को भड़काबा गया। वसव 
ने प्रजा को वहुत समझाया; पर बेकार। वबसव अपने मंत्री:द को 
पटककर कुंडल संगम देवता के मंदिर की ओर रबाता हुआ। इससे 
बसव के अनुयायियों को राजा पर कोध हुआ । इसी सिलसिले में इधर 
राजा विज्जलऊ का वध हुआ। उद्रर बनत्र अपने इख्टदेवता संग- 
मेश्वर में ऐक्प हुआ : गांधीजी जैसे बड़े-बड़े लोग अपने ही सिद्धांत के 
शिकार आप बने हैं। और ठीक वैसे ही वप्तत भी अपने ज्यात्यातीत 
राष्ट्र सिद्धांत का शिकार करीब 468 ई, में आप बना। 
बसव तथा समाज सुधार :-- 


की 


2 वीं शी में वर्णमेद, जातिभेद, लिगभेद एवं वृत्तिभेद रूपी कराल 
साँप अपनी हजारों जिल्बाओं से मानव समाज को यत्र तत्र सर्वत्र डस रहा 
था। अंधश्चद्धा का अंधकार दशदिशाओं में फेछा हुआ था। अर्थशन्‍्य 
कर्मकाण्ड के बोझ से मानव समाज की रीढ़ भुककर अब टटने को थी । 
संक्षेप में कहना हो, कह सकते हैं कि जीवन एक अभिज्ञाप वना था । 


वर्णभेद अपनी प्रारम्भिक दशा में भले ही वेज्ञानिक रहा हो परलच्तु 
इस समय वह बिलकुल अवेज्ञानिक-सा बना था। क्योंकि अब वर्णभेंद 
का आधार गुण, शील, विद्या न रह करके केवल जाति ही उसका एकमात्र 
आधार वनी थी । कहने का तात्पय यह है कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने- 
'वाल्ग कितना ही गृणहीन विद्याविपन्न और चरित्रहीन क्‍यों न हो, वह 
ब्राह्मण कहा जाता था और समाज रचना के उच्चफ्द पर उसे विठाकर 
उसका सम्मान किया जाता था । ठीक वैसे ही किम्नी शूद्र के यहां पैदा 
होनेवाला कितना ही गुणशील, विद्यासंपन्न और चरित्रवान क्यों न हो, वह 
शद्र ही कहा जाता था और समाज रचना के तिचले पद पर उसे ठुकराकर 
उसका अपमान किया जाता था । 


[64 दक्षिण के संत 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक ये चारों वर्ण हजारों जातियों 
का मायका बने । इससे समाज वेढब बना । मानवता की बली हो 
गयी। आदमी-आदमी के बीच की इस अप्तमानता के कारण द्वेष का 
तांडव होने लगा और घृणा फैलने लगी । जनता विनाश की ओर बढ़ी 


जा रही थी । 


तभी तो बमव ने जाति की रीढ़ को ही तोड़ने का बीड़ा' उठाया 8 
उसने एक ऐसे जात्यातीत राष्ट्र की कल्पना की जहाँ अंतर्जातीय विवाह 
हो। सामाजिक दृष्टि से कोई किसी से बड़ा न रहे और कोई किसी से 
छोटा न रहे । याद रखना चाहिए कि अभी-अभी भारत ने जात्यातीत' 
राष्ट्र बनने की दिशा में जो कदम उठाया है, वहु कोई आठ सौ वर्ष पहले 
बसव से अमल में लाया गया था। बसव ने जोरदार दाब्दों में कह:--- 
“इत्यारा हीं अंत्यज है, अभक्ष्य खानेवाला ही चांडाल है। जाति किस 
चिडिये का नाम है ? 


१ 99 


नहीं तो उन ह॒त्यारों और चांडालों की जाति है कौनसी 


कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि बसव ने वीरशव धर्म केः 
प्रचार करने के द्वारा वीरशेव नामक एक जाति का निर्माण किया । अतः 
वहु जिस जाति नामक गड्ढे से पार उतरना चाहता था उसी का शिकार 
आप बना । यहां लोग भूछते हैं। बसव ने उस समय विद्यमान 
हजारों जातियों की संख्या के साथ एक और जाति जोड़ने की कोशिश 
कदापि नहीं की । ठीक इसके उल्टे समग्र जातियों को समूल नष्ट करने" 
का भरसक प्रयत्न किया । हाँ, शिव भक्ति की डोरी में सबको बाँधना 
चाहा । जाति से कोई वीरशव नहीं बन सकता था। गुण से भक्ति से 
कोई भी वीरशव बन सकता था । वीरशैव बनने के वाद किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं किया जाता था। क्योंकि सह-भोजन और सगाई. 
सम्बन्ध जारी रहें। बसव ने कहा :-- 


“कुछ तो चाहे जो हो हमारा क्या ? शिवलिंग युक्त ही कुलीन है । 


श्रसवेश्वर 765 


शरणों में जाति साँकर्य हो जाने के बाद कौत उनके कुल का 
छिद्गान्वेषण करे ? 


दइलोक--शिवेनाता कुले धर्म पृर्वजन्म' विवर्जित: 
उमा माता पिता रुद्रो ईश्वरः कुलमेवचा ॥। 


है कूडल संगम देव ! इसके अनुसार उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण 
करूंगा, सगाई-मंबंध करूँगा और शरणों प्र विश्वास भी रखूँगा ।' 
एक जगह बसवने कहा है :- 


“देव ! हे देव ! कछ बिनति सुनो मोरी 
विप्र से लेकर अंत्यज तक चाहे जो हों 
यदि वे शिवभकक्‍त बने हैं तो उन सबको मैं समान मानता हूँ 


गौर से देखने को बात यह है कि शिवभक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य' 
और क्ष्‌द्र आदि सब के आपसी उँच-नीच के भेदभाव को मिटाकर सबको, 
एक ही स्तर पर छानेवाली 7.5ए7०४॥४ बनी थी। चेन्नग्या अछुत था 
कककय्या डोहर था, किन्नरी बोम्मय्या सुनार था, मधुवय्या ब्राह्मण था, 
पर ये सब समान माने गये शिवभक्ति के समतल सपाठ मैदान में ! 


वृत्तिभेद एक दूसरा सांप था जिसने समाज को अत्यन्त विषेला 
बना दिया था। एक ओर वह जाति यूचक थीं और दूसरी ओर बह 
थी सामाजिक स्तर का मापदंड । आज भी हम देखते हैं कि लोगों में यह 
धारणा बती हुई है कि मानसिक वृत्ति देहिक परिश्रम से की जानेवाली 
वृत्ति से कहीं गने ऊंचे है। याने चहर दिवारी के भीतर बंठकर की 
जानेवाली क्लर्की बाहर खेत में की जानेवाली कृषि से' बेहतर समझी जाती 
है। बीसवीं सदी में भी जब यह हाल है तब 2 वीं सदी की बात 
कौन कहे ! 


कसचतने वृत्ति को न जाति-सूचक ठहराया और त किसी की उच्चता 
या नीचता का द्योतक । सभी वृत्तियों को आपस में एक दूसरे के बराबर 


66 दक्षिण के संत 


माना । वेदों को पढ़कर शास्त्री बनना उतना ही महत्व रखता है 
जितना कि कपड़ों को धोकर धोबी बनना। झोौचगह शुद्ध करनेवाले 
की व॒त्ति भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि जंगम' बनकर दीक्षा देना ॥ 
तभी तो बसवने कहां --- 


“लोहा गरमाने से लहार वना, कपड़ा धोने से धोबी बना, बनने से' 
जुलाहा बना, वेद पढने से ब्राह्मण बना, कांनों से जन्म लेने वाला कोई है 
इस संसार में ? “ 


अतः बसवने जोरदार शब्दों में बताया कि वृत्ति कदापि जाति सूचक 
नहीं होती है। वृत्ति गौरव या अगौरव सूचक भी होती नहीं है। वृत्ति 
ऊँच नीच नहीं होती है और न होनी चाहिए। सभी वृत्तियां गौरवबान 
ही होती हैं और होनी भी चाहिए। इसी व॒त्ति को आजीविका भी कह 
सकते हैं। याने वृत्ति एक जीवनोपाय है। और इसी जीवनोपाय को 
बसवने अपती पारिभाषिक शब्दावली में कायक' कहा है। कायक बहुत 
सुन्दर और अरथंपूर्ण शब्द है। शरीर से किया जाने वाला परिश्रम 
कापक' है। दूसरे शब्दों में इसी को, देहिक परिश्रम कह सकते हैं । 
दुनिया जानती है कि विना किसी जीवनोपाय से जीना मुश्किल है। क्‍यों 
कि अच्छा या बुरा जीवन बिताने के लिए भी कम से कम जीवित रहना 
पड़ता है। जीवित रहने के लिए कोई न कोई जीवनोपाय नितांत 
आवश्यक हो जाता है। अतः वृत्ति का अगौरव नहीं करना चाहिए। 
हाँ, अमीरों के पास आजीविका का प्रश्न उतना कड़ा नहीं होता है ॥ 
परंतु बसवने कहा कि यह अमीरी या गरीबी का प्रश्व नहीं है । स्वावर्ल॑ं- 
बन का, स्वतंत्र जीवन का सवाल है। स्वावलंबन की झलक फ्र कुबेर का 
सारा कोष निछावर करने योग्य हो जाता है। जो आदमी आशिक दशा 
से स्वृतन्त्र रहता है वह अपने विचारों में भी स्वतन्त्र रह सकता है । 
विचार स्वातन्त्रय तथा वाक स्वातन्त्य ही आदमी को आदमी वनाते हैं । 
चाहें लखपति हो चाहे भिखपति हो। किसी को भी पराचन्नभोजी (?क्ष३४४) 
नहीं बनना चाहिए । क्योंकि इससे बदतर जीवन दूसरा नहीं है! आजी- 


बसवेश्वर 867 


विका पर प्रत्येक मानव का हक होता है। अपने पेट के लिए अपनी 
क्माई से बेहतर चोज और क्‍या हो सकती है। अपनी कमाई की रोटी 
में जो स्वाद एवं आनन्द मिलते हैं वे पराये की मिठाई में भी कहां मिलें ! 
गांधीजी तो बरावर कहा करते थे कि हर एक आदमी को प्रतिदिन कम से 
कम आठ घंटों का देहिक परिश्रम करना चाहिए। देहिक परिश्रम क्रिए 
बिना जो भोजन किया जाता है वह परान्नमभोज है। अत: वह स्तेय है, 
चारा है। गाँधीजी ने यह कहा था कि धनोगर्जन अधिकार किसी को भी 
नहीं जो आदमी आजीविका से अधिक धन लेता है और स्वार्थ से उसका 
संचय कर लेता है. वह चाहे जान में हो या अनजान में दूसरों की 
आजीविका छीनता है। अतः: यह भी स्तेय है, चोरी है। कोई आठ सौ 
वर्ष पहले बसवने इसी सिद्धांत को कार्यगत किया था। उमने यह भी कहा 
था कि भिक्षा वत्ति कोई वृत्ति नहीं है। और वह जीवन के लिए एक 
अभिशाप है। जंगम लोगों के लिए भी कायक करना अनिवार्य था । क्‍योंकि 
अपनी ओर से भगवान को वही चीज अधित करने योग्य होती थी जो 
अपनी लिजी कमाई की हो । बसबने इस कायक पर धामिक मुद्रा का 
जादू चढ़ा दिया था । बसव के अनुसार हर एक आदमी को प्रतिदिन 
कायक करना पड़ता था| अपने लिए कायक चुनने में वह स्वतत्र था। 
उसके बाद ऋणजु मार्ग में ही उसे अपना कायक करना पड़ता था । 
विशेषतः कायक में तृप्ति की भी बात थी। उम्र दिन के लिए अपने या 
अपने परिवार के लिए जितना चाहिए था उतना ही कमा लेना पड़ता 
था। उससे ज्यादा कमाना साधु नहीं था । फिर उस दिन की कमाई को 
सबसे पहुले भगवान शंकर के लिए अपंण करना पड़ता था। यह समझा 
जाता था कि भगवान इससे प्रसन्न होकर प्रसाद के रूप में उस चीज को 
लौटा देगा । तब उसका ग्रहण करके उस दिव की गुजार से मुक्त होता 
था। उसे न कक की फिक्र होती थी और न निराशा की भावना हो 
जगती थी भगवान पर भरोसा रखकर और उसी का गृणगान करते 
हुए रात को सो जाता पड़ता था । उदाहरण के लिए बसव के एक्ापर 
वचन लीजिए :--- 


68 दक्षिण के संत 


“सुवर्ण में से एक रेखा, साड़ी में से एक धागे को आज के लिए 
या कल के लिये चाहिए करके उसकी अपेक्षा करूं तो, 


तुम्हारी सौगंध * तुम्हारे पुराने भक्तों की सौग्रंध ! ” 
मैं अपने तन के तिलमिलाने से डरकर तुमसे “बचाओ” नहीं कहुंंगा । 
जीवनोपाय से डर खाकर मैं तुम से याचता नहीं करुँगा । 


यद्‌ भाव तद्‌ भवति” संकट आवे चाहे संपद आवे “चाहिए; नहीं; 
नहीं कहूँगा । 


हे कूडल संगम देव ! न तुम्हारा मुह ताकंगा और न मनतों से 
मांगूंगा ; सौगँध है तुम्हारी सौगंध है।' तिस फ्र “अगर मैं 'मृइदेव 
प्रणाम” कहकर भीख माँगने जाऊँ तो तुम वहाँ उनसे आगे चल देव 
कहाओ प्रभू ! सामाजिक विषमता को दूर करने में और समता की 
स्थापना करने में बसव के कायक की यह योजना कार माक्से(/£ 67] 27) 
के सिद्धांत से भी उदात्त रही है । उदात्त इसलिए कि कायक 
भगवान के लिए किया जाता था । हर एक दित की कमाई भ्रगवात के 
लिए पहले चढ़ायी जाती थी और बाद को भगवान से प्राप्त प्रसाद के रूप 
में उसका ग्रहण किया जाता था| जब भगवान के लिए बढ़ाना पड़ता था 
तब ऋणु मार्ग से ही आजीविका कमानी पड़ती थी। अतः धर्म की (मृहर 
कायक पर लगाई गयी थी। (न अमीर न गरीब परात्रभोजी बनता था ।) 
हर एक आदमी उद्यमी होता था । इससे सुन्दर समाज की आशिक 
व्यवस्था और क्या हो सकती है ? क्या बीसवीं सदी का समाजवाद या 
साम्यवाद बसव के इस 'कायकवाद से होड़ ले सकता हैं? तभी तो सभी 
ने मक्‍त कंठ से कहा है कि “कायक ही केलास” है ! याने किय्री भी 
उद्यमी तथा धमंभीर आदमी को अपने काय्रक के अच्छी तरह से करने 
में ही स्वगं-सुख का आनन्द प्राप्त होता चाहिए | इस तरह वसव' मत्य॑- 
लोक पर ही कछास को उतार लाया ! 


असवेश्वर 69 


लिग भेद तो उस समय इतना किया माता था कि कोई क्या कहे ! 
धामिक क्षेत्र में कौटुबिक जीवन को कोई मान्यता नहीं दी गयी थी । और 
वहाँ स्त्री तो खासकर बाधक समझी गयी थी। स्त्री को धर्म ग्रंथों के 
अध्ययन की मताही थी | वह मुक्ति पाने योग्य नहीं समझी गयी थी । 
सारे संपार की खराबी की एक मात्र मायका स्त्री मानी गयी थी । 


ऐसे समय पर वसव ने स्त्रियों को तार दिया और अबलाओं को 
बिलकुल सबलाएं बना दीं; लिगभेद को हटा करके स्त्री को पुरुष के 
समान घोषित किया। धरम ग्रंथों के अध्ययन की कौंद को उठा दिया और 
वह बाधक नहीं बल्कि साधक मानी गयी । मुक्ति के अधिकारी ठहरायी 
गई । कौट्ंबिक जीवन को धामिक क्षेत्र में भी काफी मान्यता दी । बसव 
ने कहा कि “सतिपतियों की समरस भक्ति को भगबान शंकर सानंद 
स्वीकारते हैं। स्वयं बसव शादी-शदा था और उसके अनुयागियों में से 
मोलिगे मारय्या आदि दर्जनों विवाहित थे। मःन्य दिवाकरजी ने बताया 
है कि उस समय कोई तीस स्त्री वचनकार थीं । महादेवीजी तो छोक 
प्रसिद्ध हैं। महादेवीजी को तो बसव आदि सभी शिवशुरणों ने अक्का? 
याने बड़ी बहुत” कहकर उनके प्रति अपना गौरव सूचित किया है । 


इस तरह से बसवने' समाज का सुधार उसके हर एक पहलुओं को 
ले लेकर किया है। अतः वह सर्वागीण सुन्दर बन गया । 
खसव तथा धामिक सुधार :--- 


!2 वीं सदी का धामिक वातावरण हद से ज्यादा दृषित रहा। 
कर्मकांडों के बोझ से धर्म दव गया था । अंधश्रद्धा और अन्ञात के कारण 
धर्म का स्वच्छ रूप कहीं भी देखने नहीं मिलता था । अर्थहीन बाह्या- 
चरणों की धृम मची थी | बात बात पर जफतप, यज्ञयाग, ब्रत-उपवास 
और तीर्थयात्रा का राग आलापा जाता था। कभी कभी मारी मसनी' 
आदि देवताओं के लिए बेकसूर भेड़-बकरों की बलि घचढ़ायी जाती थी । 
बाह्याचरण खोखले थे। कथनी जैसी करनी नहीं थी। कोई तंतीस 
करोड़ देवताओं की पूजा होती थी | गृहदेवताओं की (72076570 000) 


70 दक्षिण के संत 


प्रथा प्रचलन बीसवी सदी के इस विज्ञान यूग में भी जब हैं तब उप्र अज्ञान 
यग की बात कौत कहे? स्वर्ग की कल्पना अजीब की गई थी। इस 
लोकजीवन की अवहेलना की गई थी। संसार को एक सराग्रा घर 
समझा गया था । हर किसी की आंखें ऊपर स्वर्ग की ओर बिची रहती 
थीं। याने लोग पलायनवादी बने थे। बसवने युगधर्म को पहचाना 
और बहुदेवोपासना का खंडन क्रिया । देखिए :--- 


“कंघी एक देवता, घनुष्य की सिजिनी एक देवता, पतेली एक 
देवता और ठोंठेदार लोठा भी एक देवता ! यह ,एक देवता और बह 
एक देवता कहकर अपने पग धरने के लिए भी खाली' जगह न रख 


छोड़ी है ! |” 


ऐसा मालम होता है कि भारत में जितने भारतीय थे उनसे भीः 
ज्यादा उनके देवता लोग थे । 


बसव ने बताया कि भगवान के नाम भले ही कई हों पर वह होता 
है एक ही-- « 


“देव तो होता है एक ही; पर उसके ताम' होते हैं कः 
परम पतिब्रता का पति होता है एक ही ।* 


भगवान को प्राणिब॒छि चढ़ाने के बदले में भक्ति चढ़ाने को कहा । 
ध्यान देने की बात है कि तब यज्ञयागादि के समय ब्राह्मण लोग भी प्राणि- 
वध करते थे। अश्वमेष यज्ञ का आखिर अर्थ क्‍या है ? घोड़े को बलि 
देना है। बचवने अत्यंत मामिकता के स्ताथ एक निर्दोष बकरे के प्रति 
अपने उदगार यों निकाले हैं :-- 


“हें बकरा : बात की बात में अपने को मार डाला है करके तू रो, 
समझा । वेदाध्यायियों के सामने रो, समा ! 


शास्त्रज्ञों के सामने रो समझा | ........... 08 00% 


बसवेश्वर !7]' 


याद रखना चाहिए कि वेदों में, झास्त्रों में प्राण बलि के लिए 
मान्यता दीं गई है ! तभी तो यहाँ बसवने वेद और शास्त्रों पर व्यंग्य 
कसा है। जब अत्यन्त विवेकी ब्राह्मणों की यह हालत थी तो अविवेकियों' 
का वर्णन कौन करे ! बसवने बड़े ही मर्म सदी शब्दों में यों. कहा है :-- 


“सूप के तले रख पूछा की जानेवाले छोटे-छोटे देवों को भेड़ चढाकर 
खुशियाँ मनाते हैं । 


क्या उसकी रक्षा जिनसे भगवान रूठ गया है भेड़ कर सकेगी मर 


प्राणि हिएा न करके भूतदया से काम लेने के लिए उसने भांति- 
भांति से अनुरोध किया है। बुद्ध और गान्धीजी ने भी बताया कि 
अहिसा परमो धर्म: । परन्तु बसवने एक कदम आगे बढ़कर बताया 
कि “दया ही धर्म की जड है! । दूसरे शब्दों में अहिसा की जड दया या 
करुणा (99008/07 ) है। केवरू हिस्सा न करता दया नहीं है। बसव 
का यह लोकप्रिय वचन लीजिए :--- 


“दया रहित धर्म कौन है भाई ? 

दया ही अपेक्षित है समस्त प्राणि जगत में, 

दया ही धर्म की जड़ है भाई; 

ऐसों के बिना अन्यों को पसंद कूडल संगय्या करता नहीं हैं ।” 

बसव ने दुनिया को न माया घर बताया, न संसार को सराया घर 

बताया और न स्त्री को मुक्ति मार्ग की मारक शक्ति ही। उप्तने कथनी 
और करनी पर जोर दिया । स्वर्ग, मर्त्य और पाताल छोक की नयी 
व्याज्या सुनाई और जीवन को जीने योग्य वताया । आदमी को पलायन- 
वादी बनने से बचाया। आत्मपक्ष के साथ लोकपक्ष का समावेश" 
किया । वेयक्तिक कल्याण के साथ लोक कल्याण की उदात्त भावना का 
प्रचार किया। जनता के दृष्टिकोण को ही बदल डाला । बसव ने 
कहा :--- हे 


472 दक्षिण के संत 


“स्वगंलोक मत्यंलछोक और नहीं हैं जान लो भाई, सत्य बोलना ही 
“देवलोक है और असत्य बोलना ही मर्त्यलोक । आधार ही स्वर्ग है और 
“है अताचार ही नरक......... 


यदि स्वर्ग नामक दूसरा लोक भी हो तो मर्त्यलोक के जीवन पर ही 
“बसवने जोर दिया है :-- 


“हे कडल संगम देव ! 

सुष्टिकर्ता का टकसाला है मत्येलोक 

यहाँ चलनेवाले सिक्के वहाँ भी चलते हैं, 

यहां न चलनेवाले सिक्के वहाँ भी नहीं चलते हैं ।” 


बसवने कहा कि इच्द्रिय भोग करना कोई पाप नहीं है, विवाह 
“करना कोई अपराध नहीं है; परन्तु परस्त्री पर नजर दोड़ाना बड़ा पाप 


प्है। 


“इन्द्रिय निग्रह करूँ तो उपजेंगे कई दोष 
सामने आ आ कर बारंबार सताएँगी पंचेद्विय ! ? 


ऐसे कई निदर्शन उसके पास थे जिन्होंने भोगी बनाकर भी भगवान 
का साक्षात्कार किया हो ! 


“सतिपतिरतिसुख को क्या तजा सिरियाल चंगलाने ? 
सरतिपतिरतिसुत्ष भोगोपभोगविलास को क्या तजा सिंधु बलल्‍लालने ? 


इसके साथ-साथ उसने लोगों को चेतावनी भी दी है :-- 


“आँख नहीं उठाना चाहिए पर स्त्री पर, मेह नहीं खोलना चाहिए 
“पर स्त्री से, हरगिज़ मूँह नहीं खोलना चाहिये; भेड़ के पीछे-पीछे जानेवाले 
प्कुत्ते के समान नहीं बनना चाहिए। ऐसी एक लालसा के पीछे 
हजारों वर्षों तक नरक में गिरा देता है कूडल संगम देव ।” 


बसवेश्वर ]73: 


ध्यान देने की बात यह है कि गान्धीजी के ब्रह्मचयं की व्याख्या 
इससे विलकुल मेल खाती है । 

जप-तप, याग-यज्ञ, ब्रत-उपवास, तीर्थयात्रा आदि बाह्याचरणों की 
कड़ी आलोचना की है बसवने । क्या वोरशव क्या वीरदवेतर दोनों को 
फटकार सुनायी है। कबीर की याद एकवार अपने से हो आती है ४ 
बसव के अनुसार :-- 


“मृदु बचन ही समस्त जप है 
मृदु वचन ही समस्त तप है 
सद्दिनय ही सदाशिव को रिज्ञाने का तरीका है। 


ब्राह्मपों की आलोचना करते हुए कहा है :--- 


“हे प्रभो : तुम्हें त समझने के कारण हाथ में घास पूस ! 
तुम्हें प्रणाम न करने के कारण गले में पाश ! 

मरोड़ना क्‍यों कर, धोना क्‍यों कर ? 

ताक पकंडकर डुबकी बारम्बार लगाता क्यों कर ? 


फिर वीरशेवों को फटकार सुनाते हुए कहा :-- 


“बाहर लेप कर क्या कर सकूंगा जबतक भीतर शुद्ध नहीं है?' 
बाहर रुद्राक्षी बांधकर क्‍या कर सकंगा जबतक मन उन्हें स्पर्श करताः 
नहीं है ? 

सेकड़ों पढ़कर क्या कर सकूगा जबतक हमारे कूडल संगमदेव को 
मन से ध्यःर नहीं करता हँ। तब क्‍या करना चाहिए ? बसव ने” 
इसका जवाब यों दिया है :--“चोरी करो मत, हिंसा करो मत, झूठ 
बोलो मत; कुपित होओ मत, औरों के प्रति घुणा करो मत; अपनी स्तुतिः 
आप करो मत; औरों की विदा करो मत; अंतरंग शुद्धि यहीं है, बहिरंगः 
शूद्धि भी यही है; यही हमारे कूडल संगमदेव को रिझ्ाने की रीत है | 


।74 दक्षिण के संत 


जाति, जनत, मरण, आदि पंच सूतक वास्तव में पंचमृत बनकर 
समाज पर हमला कर रहे थे। वैसे तो शैव सिद्धांत में इन सूतकों का 
खंडन किया गया है। बसवने तो इन सूतकों को दे मारा। क्यों कि 
इन सूठकों के मारे जनता हैरान हो गयी थी । सृतक से मृक्त, बाह्याडंबर 
से रिक्त, भक्ति से युक्त सुमध्र जीवन बिताने को कहा। भगवान का 
साक्षात्कार करने के लिए केवल भक्ति चाहिए :--- 


“राह भटक कर तड़पो मत, विभूति खरीद लाओ मत; 
प्रसन्नता से एकबार “शिव प्रणाम” कहो भाई; 

कूडल संगम' देव भक्ति-लंपट होने के कारण 

शिव शब्द लेनेवाले को वह मुक्ति प्रदान करेगा ।” 


और वह भी निजी भक्ति होनी चाहिए :-- 


“अपनी भूख मिटाने व अपनी पत्नी से समागम करने के लिए कोई 
अपने बदले में किसी दूसरे से कह सकता है क्या ? करनी चाहिए भक्ति 
'मन से; करनी चाहिए भक्ति तन से । 


इस तरह बसत ने धामिक क्षेत्र में 'युगाँतर' उपस्थित किया। यह 
सब अकेले बसव से कैसे साध्य हुआ, यह पूछा जा सकता है। बसव 
केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक समाज था। बसव ने एक खास 
गोष्ठी की स्थापना की थी और उसका नाम ' अनुभव मंटप” रखा था। 
धामिक विषयोंपर विचार विमर्शन करना इस संस्था का उद्देश्य था। 
'इससे बसवने खूब लाभ उठाया | 


'बसव तथा “अनुभव मंटप” 


वीरशेव धर्म को अधःपतन से बचाने की दृष्टि से बसवने “अनभव 
मंटप संस्था की स्थापता की। बौद्धधर्म, ब्राह्मणधर्म एवं जैनधर्मों के 
अधःपतन का एक जबर्दस्त कारण यह था कि वे धर्म बुद्धिबल के आधार 
'पर खडे किए थे। उन धर्मों में हृदयपक्ष से अधिक बद्धिपक्ष का समावेश 


असवेश्वर 75 


था। उनमें विशेषत: अनुभूति की कमी थी। पूरे के पूरे आदर्णवादी थे 
और उन आदशों की संभवता (2०5४ 0॥ ०8) और अम्रम्धवता 
(4770055079785) पर्‌ ख्याल नहीं दिया गया था। तभों तो उन धर्मों 
का पतन आसानी से हो सका । इसो कमी को दूर करके और उतिरत्तन 
अनुभूति के स्पंदत को स्थान देने के लिए ही इम “अनुभव मंटव का 
निर्माण बसवने किया । आदमी की पहुंच के बाहर के धर्म या आदर्ण से 
वास्तव में क्या फायदा है ? कुछ भो नहीं । उस तत्वशास्त्र(?80509॥9) 
से कया लाभ जिससे किसी की भी रोटी पकती नहीं हो ? 


अनुभव मंटप अनुभवी लोगों की एक मंडली थी। इस मंटप 
(मंडप) का आधार स्थम्प् (?ए0) स्वयं वसव था। अछुनत चेन्नब्या, 
होहर ककक्‍्कय्या, इसके वयोवृद्ध अनुमवी सदस्यों में श्रे । महाजानी 
अल्लम प्रभु इसके अध्यक्ष थे। अक्कमहादेवी स्त्री सदस्यथाओं की प्रति- 
निधि थीं। अध्यक्ष का आसन शून्य तिहासन कहा जाता था। वसव 
के घर के एक बड़े दालान में यह गोष्ठी जमती थी। सभी सदस्य एक 
दूसरे को अपने भाई ही नहीं वल्कि अपने बड़े भाई समझा करते थे । 
बसव ने तो अपने बारे में कह लिया है कि “मुझसे कोई छोटा नहीं है और 
शिवभकतों से कोई बड़ा नहीं है। हे देव ! तुम्हारे दास की दासी का 
दास हूँ मैं । एक दूसरी जगह बसव ने कहा है :--- 


“पिता हमारे अछत चेन्नय्याजी हैं 
पिताम: हमारे डोहर ककक्‍्कय्याजी हैं 
प्रपितामह हमारे चिककय्याजी हैं...... 


इस तरह उस अतृभव मंटप में जातिभेद, वृत्तिभेद, लिगभेद की गंध 
तक नहीं थी । इन सदस्यों के रहने के लिए कुछ ही दूर पर गुफाएँ बनी 
थीं और उन गृफाओं और कंदराओं को आज भी कल्याण नगरी के 
आसपास में देख सकते हैं। 


/6 दक्षिण के संतक्त 


भारत के धामिक इतिहास में यह संस्था अपूर्व और अनूठी रही है ॥ 
क्योंकि अंतर्जातीय-भोजन, अन्तर्जातीय-विवाह, अन्तधमीय-चर्चा खुले तौर 
किये जाते थे। धर्म और आदर्शो की सामान्य जनता की दृष्टि से साध्या- 
साध्यताओं के बारे में चर्चा करके सुन्दर तथा बढ़िया निर्णय पर पहुँचते 
थे। बसव के सारे सुधारों का टकसाला यहीं संस्था थी । 


यह जानकर दुनिया को आइचये होगा कि जैसे गाँधीजी के पास 
देश-विदेश के लोग अपने से खिंचे आते थे बसे ही बसव के पास भारत के 
कोने-कोने से लोग आकर्षित हो कर आ घेरते थे। क्या पांड्य, क्या 
चोल, क्या गुजरात, क्या उत्कलक और क्या नेपाल सभी जगहों से छोग बसव के 
यहाँ आ जमते थे। काइ्मीर का राजा तो राजगद्दी से अपना हाथ 
धोकर अनुभव मंटप का एक सदस्य बना और वहीं बादको 'मोछिगे 
मारय्या' नाम सेप्रस्िद्ध बना। लकड़हारे की वृत्ति को अपनाने के 
कारण उसे 'मोलिगे' नाम पड़ा था। उसकी रानी का भी नाम 
महादेवीजी था । 


सकलेश मादरस दक्षिण का एक दूसरा राजा था जो सिंहासन 
त्यागककर बसव का शिष्य बन गया । वैसे ही आदणय्या गुजरात का एक 
व्यापारी था, मरुल शंकरदेव कालिंग (ओरिस्सा) का था, मेंदुत रामय्या 
आंध्र का था, एकांत रामय्या कुंतल का था। एकांत रामय्या के शिव- 
भक्‍त बनने के सम्बन्ध में एक अबलूर शासन भी है। सोन्नलापुर से 
सिद्धाराम आये । 


स्त्रियों का भी एक दल बना था। महादेवियक्का, सत्यकका, 
मुक्तायक्का मैसूर के बेल्लिगानी की थीं । 


निचली जातियों से कई आये और अनुभव मंठफ के सदस्य बने ! 
वीरशव दीक्षा के लेते ही सब आपस में समान बन जाते थे ! रच मात्र 
भी ऊंच-नीचता का भेदभाव नहीं किया जाता था। शंकर दासिमय्या 
एक दर्जी, माचय्या एक धोबी, चौडय्या एक मल्लाह, अप्पण्णा एक नाई, 
बोम्मय्या एक सुनार, कक्‍्कय्या एक चमार, चेन्नय्या एक अछत था । 


बसवेश्वर [77 


इस तरह कुल कोई तीन सौ अनुभव मसंटप के सदस्य थें। कोई 
तीस तक ब्त्रियाँ थीं। वीरशव धर्म के सिद्धांत पक्ष (775८75/८४ 968) 
ओर ग्यवहार-पक्ष (?78०४०६।| 869) छेकर खूब वाद-विवाद एवं तके- 
वितर्क किये जाते थे । अपने वक़्वव्य प्रकट करते में हर कोई स्वतन्त 
था। अगर उन वाद-विवादों तथा विषय के स्वरूप देखने हों तो शून्य 
संवरादत नामक ग्रंथ में देख सकते हैं। यूनानी तलबेता प्लेटो (780) 
की याद दिलाता हैं यह ग्रंथ ! बहुत ही महत्व का है। अनुभव की वेदी 
पर विचारों के मंयन का सुन्दर तया एक मात्र निदर्शन है । 


ग्रज्ञ-्परागादि में विश्वास रखकर पूजा करने देने वाले वेदों पर 
शैवागम एक सुधार लाये थे । उनके अनुसार यज्ञ-यायादि और प्राणि- 
बलि बन्द कर दी गयी; परन्तु भगवान की पूजा मंदिर में करने दो गई 
थी। अनुभव मंटप इन आगमों पर भी एक भारी सुधारब्लाया। चाहे 
घर में हो चाहे मंदिर में कहीं भी मूतिपूना के लिए मंठप ने अवकाश नहीं 
दिया । क्योंकि मंटपने कहा भगवान एक ही है और उसका आकार 
निराकार हैं। उपनिषदों के पूर्णत्व (8950!06) को इस तरह का एक 
भौतिक रूप देता भारी परिवर्तन ही था। मंठपने वेयक्तिक़ (?2४78078!) 
इप्टलिंग की पूजा विधि पर जोर दिया । आखिर इप्टलिग क्या चीज 
थी ? वह साव्वंभौमिक समता (एंशआएथइ$द्य 7,6ए८।४/) स्थायित करने- 
वाला एक जबदेस्त माध्यम था। क्योंकि किसी भी जातिवाला लिग्र- 
दीक्षा से वीरशव बन सकता था और सबके साथ - समानता का अधिकार 
व्‌ आनंद प्राप्त कर सकता था । 


घट्स्थल सिद्धांत, पंचाचार आदि वीरदैव सैद्धांतिक पक्षों में भी 
काफी सुधार मंटप लाया। ज्ञान, भक्ति और कमे के पारस्परिक बड़-बड़ 
प्पन को मंठपने हमेशा के लिए मिंदा दिया। सब को आपस में एक 
दूसरे के समान माता गया । इसी सिद्धांत को व्यावहारिक पक्ष में गुरु, 
लिंग और जंगम कहा जाता है। इन्हीं तीनों का समन्वित भाव गीत में 
भी मिलता है। पर वहाँ इतने सुव्यवस्थित व्यावहारिक रूपए में नहीं | 


42 


]78 दक्षिण के संत 


इन तीनों गुरु, लिग और जंगम के प्रति त्रिविध दासोह के तन, मन और 
धन समर्पण करने का विधान मंठपने तिकाला था। 


वीरशैवों को धर्भ के अनुशासन में रखने के लिए भात्मशूद्धि का 
एक जबरदस्त उपाय किया गया था। वह “मुल्लिनाविगेय कायका नाम 
से प्रसिद्ध था। मेखों से जड़े दो खड़ाऊंओों पर कड़ी धूप में घंटों भर 
लोगों को खडा रहना पड़ता था। यह सज़ा किसी पर जबद॑सस्‍्ती से छादी 
नहीं जाती थी । जो लोग आत्मशुद्धि चाहते थे वे खुद 'मुल्लिनाविगेय 
कायक' वालों को अपने यहाँ बुलाकर उन खडाऊंजों पर खड़े हो जाते 
थे। मुल्लिनाविगेय कायक वाले शिक्षित (77भ7०0) होने के कारण 
उन खडाऊओं पर खड़े होने का तरीका बताते थे।। अतः कुछ खास 
लोगों के लिए यह एक कायक (आजीविका) भी रहा ; आजकल के 
शिक्षित (207०४४८०) समाज में एक ऐसे आत्मशुद्धि के विधी-विधान 
की कमी की ओर गांधीजी ने भी इशारा किया है । 


बसव तथा दार्शनिकता 


बसव एक पहुँचा हुआ दार्शनिक एवं रहस्यवादी भी था। सर्वात- 
यामी भगवान के सम्बन्ध में उसके विचार यों थे--- 


“गाय को हर ले गये, ऐसा मत कहोजी, तुम्हारी दुहाई है। रो- 
धोकर चिल्लाओ मत, तुम्हारी दुह्ई है। हर किसी से यह कहते फिरते 
मत रहो, तुम्हारी दुहाई है। क्योंकि कूडल संगमदेव एकोभाव होने के 
कारण वहाँ खानेवाला भी संग हैं ओर यहाँ खानेवाला भी संग है ! 


भगवान ने बनाया आदमी को और आदमी ने बनाया जाति- 
पांति को :--- 


“जमीन तो एक ही है अछ तो के आंगन व शिवालय के लिए जल 
तो एक ही है; शौचाचमन के लिए कुल तो एक ही है आत्मज्ञानी के लिये 8 
है कूडल संगमदेब ! तुम्हारी थाह भी एक ही है, थाह लेनेवालों के लिए । 


खअसवेशवर 79 


भगवान भक्ति-लंफ्ट होने के कारण अपने भक्त के हाथ में 
'कठपुतल्ली हो जाता है :--- 


“जग को घेर लिया है तुम्हारी माया ने और तुम्हें घेर लिया है 
मेरे मनने, यह तमाशा देखों ! तुम जग के लिये शक्तिशाली हो, किन्तु 
'तुम से शक्तिशाली हूँ मैं, यह जान लो प्रभु । हे कूडल संगमदेव ! गज 
'दपंण में समा जाने की भांति तुम मुझ में समा गये हो प्रभु ! ” 


द्वताद्वत के सुन्दर सामंजस्य को बसव ने यों बताया है :--- 


“क्या कहूँ मैं क्या कहूँ एक से दो हुओं का क्गा कहूँ मैं क्या कहूँ दो 
से एक हुये का | इस तरह बसव एक महान दाशंनिक एवं रहस्यवादी था । 


बसव तथा वीरशव धर्म 


बसव और वीरशव धर्म अविनाभाव हैं।. बसव के बिता वीरशव 
धर्म नहीं है और वीरशव धर्म के बिना बसव नहीं है। हालांकि वीर- 
शव धर्म का प्रवर्तक बसव नहीं है; परन्तु वह उसके पुनरुत्थान करनेवाला 
है। वह वीरशव धर्म का एक मात्र विश्वसनीय प्रतिनिधि है। (जो 
प्रेमचन्द के उपन्यास साहित्य के बारे में कहा जाता है वही बात बसव के 
साहित्य के संबंध में भी कही जा सकती है। याने भले ही वीरशैव धर्म 
'का नुकसान शायद ही होगा ।) 


खसव तथा कनन्‍नड़ साहित्य 


बसवने कन्नड़ साहित्य में एक क्रांति मचा दी। वह खष्टा भी 
था और द्र॒ष्टा भी । केवछ वचन साहित्य की सृष्टि नहीं बल्कि अपनी 
दूरदृष्टि का परिचय भी दिया है। क्योंकि उसने उस समय प्रचलित 
संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उसे अपनाया नहीं । जैसे बुद्ध 
और महावीर ने संस्कृत को तजकर अपनी मातृभाषा पाली को अपने उप- 
देशों के लिए बरता था, ठीक वेसे ही बसवने भी अपनी तथा जनता की 
आतृभाषा को ही अपने उपदेशों का माध्यम बना लिया। कच्नड़ में 


80 दक्षिण के संता 


संस्कृत के कई छुंद अपनाये गए थे। बसवतने उन संस्कृत छंदों का भी एक 
तरह से बहिष्कार किया। कन्नड़ के निजी छंद पुराने पढ़ चुके थे। 

ध्यात देने की बात यह है कि वसंत ने कवि था और न कवि बनना 

चाहता था। अपने संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए एक 
माध्यम की जरुरत थी । वह गद्य से ज्यादा उपयुक्त चीज़ और क्‍या 
हो सकती थी ? तो वसवने गद्य को ही अपनाया; परन्तु अपनी प्रतिभा 
और भावों की मत॑.ब्रता के कारण वह गद्य-पद्य सा बत गया और रह गया 

गद्य-काव्य (7०४० 90586) और वहीं बाद को वचन 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनुभवामृत से कही हुई उक्ति को बचत कहा 
गया। कन्नढ़ साहित्य में इस तरह के वचन साहित्य का प्रमुख प्रवर्तक 
बसव ही है। बसव के समय में तथा उसके बाद बचनों की धूम' मच 
गई। जेसे मान्य दिवाकरजी ने बताया है कि आज भी वचन लिखें 
जाते हैं। तीत,.वचनकार वचनकारों के सिरताज माने जाते हैं। वे हैं 
बसव, अक्कमहादेवी और प्रभुदेव । इन में भी काव्यत्व की दृष्टि से' 
बसव के वचत सर्वोपरि ठहरते हैं। हाँ संगीतात्मकता तथा मात्र॒ये की 
दृष्टि से' महादेवी के वचन बेजोड़ हैं। वसव के बचत कुल केवल एक 

हजार हैं। परन्तु एक एक वचन एक एक हीरा है। बिहारी के दोहों 
के समान देखने में तो छोटे छोटे हैं; परन्तु वे नावक के तीर के समान 
सीधे हृदय पर घाव कर जाते हैं। जेसे बिहारी की सतसई पर पचासों 
ग्रंथ लिखे गए हैं; सतसई साहित्य का सिलसिला भी जारी रहा; ठीक वैसे' 
ही बसव के बचनों पर पफ्चासों ग्रंथ लिखें गये हैं और लिखे जः रहे हैं । 
बचन साहित्य का मिलसिला तो आज तक चला आया है। बसव की 
एकाध और कितायवें भी हैं। “कालज्ञानद वचन, “/शिखारत्न वचन 
ओर “मंत्र गोप्य” वे किताबें हैं। 


इन्हीं बचनकारों के कारण वचन साहित्य को सृकत कंठ से “कन्नड़- 
वेद” और “कन्चड़ उपनिषद बताकर अपना गौरव सूचित किया है ! 
बचनकारों के प्रभाव से जो एक विचार क्रांति खड़ी हुई थी उसके कारण 
कन्नड़ साहित्य के उस युग को “विचार स्वातंत्र्य यूग” भी कहा है। 


असवेश्वर 8] 


असल में बसव को ही मिलना चाहिए । 


जिस तरह तुससी के हाथ पढ़कर अबश्ी और मर के हाथ में पढ़ 
कर व्रजभाषा अमर हो गयीं, वेसे ही कबन्नढ भाषा भी वसव के हाथ में 
पड़कर अमर हो गयी है। कन्नढ भाषा की शब्दगदित एवं साधक की 


के 
सदकात 
] 


सिद्धी को यदि एक साथ देखना हो तो वचन साहित्य में देख सकते हैं । 
'बसव तथा उसका प्रभाव 


वीरशैव छोगों ने बसव को देवत्व तक पहुँचाकर उसे “तंदी का 
अवतार” बनाकर ही अयना दम लिया है। बह तो जानी हुई बात है कि 
नंदी भगवाव दांकर का वाहन-बैल है। चाहे जो हो हम तो कह सकते 
हैं कि अन्य महान आत्माओं के जैसे बसव अपने मालवत्व से देवत्व तक 
याने अपूर्ण से पूर्ण तक अपने जीवित समय में ही पहुँचान्‍न! वसव वनवेश्वर 
बना । बसव के समकालीन छोंगों की बात को रहने दीजिए उसके 
'प्रवर्ती कविलोग तथा' सभी वचनकारों ने बसव का नाम आदर से लिया 
है और उसकी स्तुति की है। बसव के संबंध में क्या कब्नड क्या तेलग दोनों 
भाषाओं में बड़े-बड़े प्रथ लिखे गये हैं। पाल्कुरिके सोमवाथ का तेलूगु 
में लिखा ग्रंथ “बसव पुराण” बहुत प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ का अनुवाद 
कन्नड में, संस्कृत में और अंग्रेजी में भी हुआ है। हरिहर राघवांक, 
भीम कवि, चामरस, पंचाक्षरीं, चेन्नावसव आदि बड़े-बड़े कवियों ते बसव 
के प्रति अपना गौरव और प्रेम सूचित किया है । 


वीरशव लोगों के लिए तो बसव का पावन नाम तारक मंत्र सिद्ध 
हुआ है। बसव का नाम जेसे आदर, गौरव तथा श्रद्धा से लिया जाता 
है, वेसे शायद ही और किसी का नाम लिया जाता हो ! बसव जयंती 
हुर साल कर्नादक के कोने कोने में बड़े बंभव के साथ मनायी जाती 
हैं। जिस तरह तुलसी का नाम उत्तर भारत में लोकप्रिय है, उसी तरह 


व62 दक्षिण के संत्त 


बसव का नाम वीरशैवों के होठों पर उठते-बेठते, सुनते-बोलते, चलते- 
फिरते, सोते-जागते, नावता है। बसव को अण्णा' याने बडा भाई भी 
कहते हैं। “अण्गन बलग” नाम से कई संस्थायें प्रचलित हैं। बसव 
को “भक्ति भंडारी”, वचन वह्मयाचार्य”, “वीरशैव मत सावेभौम” और 
“जगज्योति”” आदि उपाधियां दे कर अपना प्रेम व आदर प्रकट किया 
है। वीरशब धर्म का एक मात्र श्रुवतारा (8०8०07॥8॥76) बसव हीः 


है । 


लेखक : ये. शाजेश्वरय्या 


अक्क महादेवी: 


ईसा की 2 वीं सदी कर्ताटक को साहित्य-कनत्रा तथा संस्कृति के 
प्रधान खेत था। इस खेत में कर्नाटक के जन समूहों ने एक आम्रकुंज 
की स्थापता की । यह आम्रक्ुुंज कल्याण में वसवेश्वद्नजी के नेतृत्व में 
“शिवशरण” नाम से बना था।। इस आम्रकुंज की अध्यात्म कोयल थी, 
अक्क्महादेवी । वह कोयल आम्नक्रुंज से कूक उठी-- 


“चिलि पिलियेंदोदुव गिढि गढ्ठिरा ! नींव कंडिरा ! 
स्वखेत्ति पाडुव कोग्रिलेगक्विरा ! नीवू कंडिरा ! 
एरगि बंदाडव तुबिगढ्िरा ! नीबु कंडिरा ? 
सरोवरदोछाड॒व हंसगकछ्िरा ! नीवु कंडिरा ? 
गिरिगह्मरदोछाडव पुक्ठिदियरा ? नीवु कंडिरा ? 
चेस्तमल्लिकार्जुन तल्लिदनेंदु हेल्िरे ।* 


* इस लेख के लिखने में मुझे श्री घ्िह्या पुराणिक जी तथा 
लिगानंद स्वामीजी के ग्रंथों से काफी मदद मिली है। मैं इन दोनों से 
बड़ा उपक्ृत हैं। अतः इनका बड़ा आभारी हैं। लेबक 


484 दक्षिण के संत 


(चविऊँ-चिऊँ चहकनेवाले तोते ! तुमने देखा है क्या ? 
कुह-कुहँ कक्नेबाली कोयल ! तुमने देखा है क्या ! 

आकर टटठपड़नेवाले भंग ! तुमने देखा है क्‍या ? 

सरोवर में तैरनेवाले हँस ! तुमने देखा है क्या ? 

पहाड़ों, गफाओं में रहनेवाली मिलिनी! तुमने देखा है क्या ? 
तुम सब बताओ कि चेन्नमल्लिकार्जुन कहाँ है ? 


अध्यात्मवत की यह अमर कोयल अपने नवयाौवन काल में ही घर- 
बार छोड़कर वन-उपवनों में, गिरि-गह्वरों में पहाड़ों जंगलों में, अपने 
हृदय के आराध्य देव को खोजती हुयी निकल पडी थी | उस निराकार 
निर्मम, निर्गुण,, निरुपम परमात्या के सामने यह संसार और उसका 
आकर्षण भी तुच्छ लगा था | अपने शरीर की छबी, संसार के भोग; ताड 
के सामने तिल जैसे लगे थे । 


अक्क्रमहादेवी का जन्म मेंसूर राज्य के शिमोगा जिछे के 'उद्डतडी' 
नामक गाँव में हुआ था । उसे आज 'उडगण' कहते हैं पर कुछ विद्वान मैसूर 
राज्य के गुलबर्गा जिले में रहनेवाले 'मह॒गाँव को ही अक्कमहादेवी 
का जन्म स्थान “उद्तडि”, मानते हैं; पर उसके वचनों में कल्याण मार्ग 
के बारे में जो विस्तृत वर्णन मिलते हैं, उससे पता लगता है कि उड़तड़ि 
कल्याण से काफी दूरी पर स्थित होगा। पर महुगाँव तो कल्याण के 
बिल्कुल नजदीक ही है। अतः शिवमोगा जिले के उड्गणि को ही 
अक्कमहादेवी का जन्म' स्थात मातना ज्यादा ठीक होगा । अक्कमहादेवी 
के माता-पिता के नामों के बारे में भी विद्वानों में एकमत नहीं है । कन्नड 
के सुप्रसिद्ध वीरशेव कवि चामरस ने अपनी प्रभूलिग-लीला में अक्कमहा- 
देवी के माता-पिता के नामों को “निर्मे!! और सुमति” बताया है। 'प्रभु- 
लिग-लीला व्यक्ति परक से ज्यादा मनोवेज्ञानिक है। अल्लम प्रभ को भी 
उसने दृश्यता से ज्यादा अदृश्यता तथा म॒कक्‍त्र दशा का ही रूप दिया है। 
चामरस ने अल्लमप्रभ के अद्वितीय तथा अनुपम चरित्र को प्रस्फूटित 
किया हैं, माया के द्वारा माया मन की कामना है ज्ो इस कामना को 


अबक महादेवी 85 


जीतता है, वही मुक्त है। इस प्रकार अल्छम की प्रतिस्पर्धी झाया जो 
है, वह मत की भावना है। बह कामना की भावना मन के स्सकार 
तथा मोह से पैदा होती है। इसीलिए हाया के माता-प्दिातओं के 
नामों को उससे 'ममकार तथा मोहिनी दताया है। उसी प्रकार अक्क- 
महादेवी को उसने माया रहित मन के प्रतिरूप में चित्रित किया है ! 
इसलिए अक्कमहादेवी को भी उसने मनोवैज्ञानिक रूप दिया हैं। इस 
प्रकार अक्कमहादेवी माया-हीतता; 'निर्मलता' तथा 'सुमित' सत्र पैदा 
होती है । इसलिए चामरमस ने अक्कमहादेवी के माता-पिता के जन नासों 
को बताया है, वे सच्चे नाम नहीं लगते पर मनोवैज्ञानिक पारिभःषिकत 
शब्द जेसे लगते हैं। इसलिए हम उनको सच्चे नाम' नहीं मानते । 
पर रायचूर जिले में “कोडेकलल” नामक स्थान में फ्राप्त एक ग्रंथ में 
अक्कमहादेवी के माता-पित्ता के नाम “ओंकारसेटि” और लिगम्धा' बताया 
गया है, जो ज्यादा वास्तविक लगता है। पर, कर्नाटक में चामरस कथित 
नाम ही ज्यादा जनप्रिय है। इसलिये अवका के माता-पिता के नाम 
तिमंल और सुमति ही ज्यादा प्रचलित हैं । जो भी हो,,इस में तो कुछ भी 
संदेह नहीं कि उसके माता-पिता सदाचार सम्पन्न दम्पति ४। ऐसे 
'सुगुणियों के गर्भ से ही अवकमहादेबी का अवतार हुआ। जिस प्रकार 
हिन्दी साहित्य की मीरा ने बचपन से ही श्रीकृष्ण को अपने पति के रूप 
में ही स्वीकार किया, उसी प्रकार अक्कमहादेवी ने बाल्यकार से ही 
चेन्नमल्लिकार्जुन के रूप का ढाँचा ढल गया । उसका यह रतिभाव दिलों- 
दिन बढ़ने लगा। उसके गृरु ने भी अक्कमहादेवी के इस 'सति-पत्ति' 
आव को पाती सींचा होगा । 


अक्कमहादेबी ने अपने अनुपम विवाह समारोह की वर्णनायें की हैं:- 


गुरुवे तेत्तिगनाद, लिगवे मदुवणिगनाद, आनेमदूवल्ठिगढादे । 
वसुधेय भक्तरेलल दिब्बणिगरादरु, कोटुरु सादृशवप्प गंडलनोडि । 
इंदु कारण चेन्नमल्लिकार्जुननेनगे गंड नोडा ! “ 


)686 दक्षिण के संत 


(गुरुबने कन्यादानी । बना लिंग दूलहा । 

मैं बनी दुल्हिन, बने बराती भूमि के भक्त । 
दिया उन्होंने मुझे, अनुरूप पति को । 
इसलिय चेन्च मल्लिकार्जन है मेरा पति ॥” ) 


उसका यह विश्वास दिनों-दिन बढ़ता गया। उसकी चाह शुरू 
से ही इह की न थी, पर पर” की ही थी। इसलिये उसने अपने 
हृदय की आकुलुता को यों अभिव्यक्त किया :-- 


हिंडनगलिद कुंजर तन्न विन्ध्यव नेनेवंते नेनेवेनय्य ! 
बंधलक्के बंद गिक्वि तन्न बंधुव नेनेवंते नेनेवेनय्य ! ! 
जम निम्मंदव नोरय्या चेन्नमल्लिकार्जुन ! 


(करली ध्यान तुम्हारा, झूंड से अलग होकर अपने विध्य का 
ध्यान करने वाले हाथी की तरह । 

करती ध्यान तुम्हारा, बंधित तोता अपने बन्धु का 

है, जिस प्रकार करता ध्यान ॥। 

हेड चेन्ममल्लिकार्जन ! दो दशन तुम्हारे, इस अभागिन को ।) 


अक्कमहादेवी के इस वचन से' पता चलता है कि उसे इस संसार में 
कुछ भी रुचि नहीं थी | वह तो इस संसार में ऐसी थी, जेसे झुूंड से 
अलग हाथीं अपने जंगल के ध्यान में उदास रहता है तथा फिजडे में बंद 
तोता' उदास रहता है। बाल्यकाल से ही उसके मनकी मुराद चेन्नमल्लि- 
कार्जुन की ही थी, उसका यह सुदृढ़ निश्चय ही था, इसीलिये तो उसने 
अपने हृदय देवता के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया :-- 


“हरने ! तीनेनगे गंडनागबेकेंद अनंत काल तफ्सिदे नोडा ! 
हसेय मेलण मात बेंसगेछलट्टिदरेम्मवरू शशिधरन हृत्तिरक्के कलूहिदरु 
भस्मवने हुसी, कंकणवने कट्टिदरु चेन्नमल्लिकार्जुनय्या नीनैनगाग बेंकेंदु' 


अक्कसहादेवी [87 


(ओ परशिवा तुमको ही अपने पति के रूप में पाने के लिये मैंने अनंत 
काल से तपस्या की थी ! विवाह वेदिका की बात आयी तो मेरे संबं- 
धियों ने शशिधर के पास भेजा। ओ चेन्नमल्लिकार्जन ! तुम्हें मेरे पति 
बनाने के लिये भस्म-लेपन करके उन्होंने कंकण बांधा) इस तरह वह 
इस सुदृढ़ विश्वास के साथ अपनी साधना में आगे बढी कि परशिव 
ही उसका पति है। कसी धन्या है, वह स्त्री, जिपने मत्यंलोक में शरीर 
धारण करते हुये भी अमर देव के साथ पत्नी का सा व्यवहार किया ! 
उसके विचार में सिर्फ वही नहीं, बल्कि यह सारा संस्तार ही स्त्री है, पुरुष 
वह एक ही, जो अद्वितीय है; अनुपम है। उस तिराकार निर्भय,. 
एकोपुरुष का गान सुनिये :-- 


“कंगढ्वोछगे तोछगि बेक॒गृव दिव्य स्वरुपन कंडु ममरेदेनब्ब ! 

मणिमुकुटद, फणिकंकणद, नर्गेमोगद, सुलिपल्छ, सोबगन कंडु मन 
सोतेनव्ब ! 

इंतागि चेन्नमल्लिकार्जुननेन्न महुवणिग; आनु मदृव्गिगि केछातायें | 


(सुनरी ! आंखों में सुशोभित होनेवाले दिव्य स्वरूपी पर मैं लूट 
गयी । जिसके सिरपर मणिमुकुट है, जिसकी भुजाओं में नाग बन्धत हैं,. 
जिसके मुखाकाश पर हमेशा मुस्कान छायी रहती है, और जिसके सफेद 
दान्त हमेशा चमक रहे हैं, ऐसे चेन्नमल्लिकार्जुन को देखकर मैं लभा गयी | 
इसलिये वही मेरा दूल्हा है और मैं, उसकी दुल्हिन हूँ । ) 


बाल्यकाल में उसके इस भाव पर तो किसी ने बाधा नहीं डाली,. 
पर जब यौवन काल में भी उसकी यही दशा रही तो उसके कुछ हितैषियों 
को चिन्ता हुयी होगी । उन्होंने उसे छाख समझाने की कोशिश की । 
पर उसने किसी की एक न मानी । कुछ लोगों ने उत्से कहा होगा कि 
तुम इस मत्य लोक के किसी पुरुष के साथ विवाहित होकर भी अपने 
इष्टदेव की आराधना कर सकती हो। ऐसे लोगों के लिये लीजिय 
उसका स्पष्ट उत्तर--- 


१88 दक्षिण के संत 


“इहक्रोब्ब गंड, परक्रोब्ब गंडमे ? छौकिकोब्य गंड, पारमार्थक्क्ोब्ब 
गंडने ? एब्नगंड चेन्नमल्लिकार्जवनल्लदे मिक्क्र गंडरेल्ड मुगिल मरेय बण्णद 
'बोस्वेगछ नोडा | 


(“बह लोक के लिये एक पति, और परलोक के लिये एक पति; 
एक लौकिक पति तो दूसरा पारमा्थिक पति ! यह कैसे हो सकता है! 
चेन्न मल्लिकार्जुत के अछावा बाकी पुरुष मेरे लिये बादलों में छिपे हुए 
रंगीन गृडियों के समान हैं।“) 

चेन्नमल्लिकार्जुन के ध्यान सें अवकमहादेवी के हृदय की विरहाग्नि 
-भभक उठी है। इस्त अद्वितीय विरहिणी के मुंह से निकली हुई आहें 
"संसार के विप्रलम्भ-श्यृंगारसाहित्य के अनूठे रत्न हैं। आइये हम भी 
उसके साथ उस विरहाग्ति में तप कर पवित्र हो जायेंगे-- 


“कत्वछद मनव्‌ तलेकेछगादुदव्व ! सुछिदु बीसुव गाह्ि डरियायि- 
'तत्ब ! बेकदिगंकु बिसिलास्तु केछदि ! * 


(अरि सखी ! आतंता से मत का सिर नीचा हुआ। मंद-मंद 
“बहनेवाली ठंडी हवा आग बन गयी। चाँदनी धूप बनकर मुझे जला 
रही है।) 


चेन्नमल्लिकार्जत की याद की भट्टी में तपनेवाली इस विरहिणी के 
लिये मंद-मंद बहनेवाली ठंडी हवा, गरम हुवा बन गयी है और सुहावनी 
“चाँदनी कडी धूप बन गयी है ! विप्रलम्भ श्वृंगाराभिव्यक्ति के लिये यहाँ 
'मंद-मंद वायू और चाँदनी अद्वितीय सामग्री बनी हैं । 


देखिये, वह विरहिणी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कैसे कर रही है--- 


हगल नाल्कु जाव निम्मकतछवकदल्लिप्पे नोडा ! 
इस्क नाल्‍कु जाव निम्म विकछावस्थेयल्लिप्पे नोडा ! 
इरुछु-हगल निम्म कलुवकछदल्लि मरेदोरगिदेनय्य ! 


अक्कसहादेबी ]89 
चेच्रमल्लिकार्जुनय्य ! निम्मोलमे तटदु हसिवु-तृपे निद्देय मरेतेनु : 


(“ओ मेरे प्रियतम ! चेन्नमल्लिकार्जुन ! दिन के चारों पहर मैं ने 
तुम्दारे ध्यान में ही विताये। रात के चारों पहुर तुम्हारी याद की 
विक्रलता में बीत रहे हैं। दिन, रात मैं तुम्हारी याद में ही बिता रही 
हैँ। तुम्हारे प्रेम ने मेरे कलेजे में चुभ कर भूत तृष्णा और नींद तक 
को भूला दिया ।)” 


है क्या, ऐसी प्रियतमा, दुनिया के इतिहास में ! जो अपने अदृश्य 
प्रियतम के लिये यों दिन-रात गलती जा रही हो ! 


चेन्नमल्लिकार्जुन की याद उसे अपनी शरीर-सुधी तक को भला 
देती है। उसे दिव-रात यही एक चिता बनी रही कि मैं किस प्रकार 
अपने प्रियतम तक पहुँच जाऊँ ! 


अक्कमहादेवी ने सुदृढ्ठ रूप से अपने मन में ठान लिया था कि किसी 
भी लोकिक पुरुष के साथ विवाह न करूँगी । क्‍योंकि उसकी यहु धारणा 
थी कि इस विश्व का एक हीं पुरुष है. और वह है चेन्नमल्लिकार्जुन ! 
बाकी सब प्रकृति है। इस लोक की सब वस्तुए-स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी, 
वक्ष-लतायें उस प्रकृति के अंग हैं। इसलिये मनृष्य भी प्रकृति का एक 
अंग है। तब उम में स्त्रीत्त और पुरुषत्वः कंसे आ सकता है! उस 
परमात्मा के सामने इस लोक के पुरुष भी स्त्री ही हैं। क्योंकि वह 
परमात्मा उसमें ठीक उसी तरह रमता है जैसे एक पुरुष अपनी स्त्री में । 
इसीलिये अक्कमहादेवों ने इस सारे विश्व के लिये विश्वंभर चेन्नमल्लिका- 
जुन को ही एक मात्र पुरुष माना। प्रक्ृति के अंग पुरुष नहीं हो सकते | 
हाँ, वे अंगांग उस एक ही पुरुष का आलिगनत कर सकते हैं। इसी 
सति-पति' भाव के द्वारा ही उसकी मधुर भक्ति की अभिव्यक्ति जारी 
रही । पर अक्कमहादेवी की इस अचलता पर दुख हुआ। उसकी' 
सखियों को; उसके माता-पिता को । पर वे करते क्‍या ? उनको तो 
मालम हो गया कि यह किसी भी तरह से मानने वाली न थी ॥ इसलिये 


90 दक्षिण के संत 


वे चुप हो गये। पर अक्कमहादेवी के इस साधना मार्ग पर छोगों में 
'कानाफ्सी होती रही। टीका-टिप्पणी होने लगी। घड़े को बंद कर 
सकते हैं, पर लोगों के मुंह को कौन बन्द कर सकते हैं। दुर्ज॑नों के 
कारण ही सज्जनों की सज्जनता समय पर कसौटी पर खरी उतरती आयी 
है। छोगों के व्यंग्गरवाण अक्कमहादेवी के कानों में भी जा लगे होंगे। 
' पर ऐसे नीच लोगों की नीचता से चंचलित होने वाला नहीं था, उसका दृढ़ 
निश्चय । ऐसे शशोपंज की स्थिति में वह धीर स्त्री का मनोस्थेय 
“देखिये--- 

“बेद्द मेलोंदु मनेयमडि मृगगक्ठिगंजिदौडेतय्य ! 

समुद्रद तडियलोंदू मनेयमाडि नोरे-तेरेगछ्िगंजिदोडेंतय्य ! 

संतेयत्नोंदु ममेयमाडि शब्द के नाचिदोडेंतय्य ! 

मल्लिकार्जुनदेव ! केल्य्या' ! लोकदोढछगे पुट्टिद बह्विक 

स्तुर्तिनिदगेलु बंदरे मनदलि कोपव नाछदे समाधानियागिरबेकु । 


(“घर बनाकर पहाड पर, मृगों से डरते हैं, क्या ? 
घर बनाकर समुद्र किनारे फेनीली लहरों से डरते हैं क्या ? 
घर बनाकर बाजार बीच में; शब्दों से लजाते हैं क्या ? 
. सुनो मल्लिकार्जुन ! लोक में पैदा होने पर 
नाराज न होके शांत रहना, स्तुति-निदाके आने पर ।”) 
महादेवी की इस कृति से उस समय के कुछ लोग अप्रसन्न हुए होंगे। 
नइसीलिये उसने कहा-- 
“जगवंदेगे बेटव महिंदे ना, हगेयादेन्‌ संसारक्केल्ल” 
(प्यार किया मैंने, जगवंद्य के साथ, 
बना वैरत्व लिया, सारे संसार के साथ”) 


इस लोकनेंदा को सहन करके भी उसने अपने साधना-मार्ग में 
:अमित धैये के साथ मार्ग क्रम किया। पंर उसका मार्ग अभी विध्न 


अक्कमहादेवी 9[ 


बाधाओं से मृक्‍त कहाँ था ? उसके सुन्दर रूप को, श्याम मेघ जैसे केश 
'पाशों को स्वच्छ स्फटिक, जेसे सुन्दर वपु को उस समय के राजा कौशिक 
ने देखा तो मंत्र-मुग्ध सा रह गया। उसके मुंह में पानी भर आया। 
उसने मन ही मत निश्चय कर लिया कि किसी-त-किसी तरह कामदेव की 
'इस गृडिया को बस में कर लेता चाहिए। तुरन्त उसने अपने दूतों को 
'भेजा, महादेवी के फ्ता के पास | विवाह की माँग लेकर राजा कौशिक के 
'दूत महादेवी के पिता के पास आये तो उनका खून सुख गया। उन्हें 
'अपनी बेटी का अचल निर्धघार मालम था। पर करते क्या ? राजा की 
माँग का तिरस्कार करना भी खतरे से खाली नहीं था। जब यह बात 
अहादेवी के कानों में भी पडी तो वह भी भोंचक्‍कका सी रह गयी। इस 
“विवाह के लिये वह मंजूरी देगी तो रानी बनेगी, संसार का समस्त सुख 
प्राप्त होगा। पर, वह अपने ऊपर किसी भी प्रकार का बच्चन डालने को 
तैयार न थी। वह तो अपने को प्रियतम के चरणों में ,समरपित कर चुकी 
थी। उसका विचार था--“रतनद संकोलेयादरे तोडरल्लवे ? मुत्तिनं 
'बलेयादरे वंधनवल्लवे-चित्नद कतियिदं तले होय्दरे सायदिपेरे ? लोकद 
अजनेयल्लि सिलुकिदरे जनत-मरण बिड्वदे, चेन्नमल्लिकार्जुन ?” 


(ओ मेरे प्रियतम ! ह 
रत्नों कीं बंडी बांधती नहीं क्या ? 
मोती का जाल फंसाता नहीं क्‍या ? 
सोने की तलवार सिर काटती नहीं क्‍या ? 
लौकिक झंभट में पडने पर जन्म-मरण छूटता है क्या ? ) 
उसके माता-पिता और सखियाँ भी कौशिक के साथ विवाह करने 
के लिये उसे सलाह दे रहे हैं। उनको उसके लौकिक जीवन को सुखमय 
बनाने की चिन्ता सता रही है। पर उसे इस लौकिक की चिन्ता क्‍यों 
जो अलौकिक बन चुकी है। उसके अलौकिक पति की आभा देखिये--- 
“साविललद, केडिल्लद, सूहिल्लद, चेलवंगानोलिदेनव्व ! 
एडेयल्लिद, कडेयिल्लद, तेरहिल्लद, कुरुहिल्लद, चेलवंगानोलिदेनव्व [| 


92 दक्षिण के सं: 


* ०९९ 'भवविल्लद, निर्भव चेलवंगानोलिदे''' -.- 
इढू कारण चेन्नमल्लिकार्जुनने चेलव गंडनेनगे ! 
ई साथ, केड॒व, गंडरनोय्दु ओलेयोछगिक्कु ! 


(प्यार किया मैंने; अमर मंग्ल, निरूप सुन्दर के साथ । 

प्यार किया मैंने; स्थानातीत, सीमातीत भरपूर निराकारके साथ ।॥ 
प्यार किया मैंने; अनंत, अनादिनिर्भेय के साथ । 

इमलिये चेन्नमल्लिकार्जुन का रिस्ता है, पति का मेरे साथ ॥। 

इन मरनेवाले, बिगडनेवाले पुरुषों को घूल्हे में झोंक ।) 


(इस वचन की अन्तिम पंक्ति उसके मत की निरचयात्मकता . को 
प्रकट करने के लिये अत्यन्त स्वाभाविकत्ता से अपनी पूरी ताकत लगा कर 
आयी है।) * 


मानसिक संघर्ष के बाद महादेवी ने कौशिक के पास कहलछा भेजा 
कि वह अपतो शर्तें मानने के लिये अगर तैयार हों तो वह मंजूरी देगी, 
वह भी कुछ दिनों की परीक्षा के बाद। कौशिक खुशी से तैयार हो 
गया। महादेवी राजमहल में गयी । उसके मन में यह चिन्ता कीडे की" 
तरह पता रही थी कि मैं तो अब 'लिग-संगी बन चुकी हू, अब फिर से 
“अंग-संगी ” केसे बनूँ ? 


कौशिक ने सोचा कि पहले किसी-त-किसी तरह यह विवाह हो जाय, 
बाद में किसी. तरह महादेवी को मना लूगा। पर महादेवी की यह इच्छा 
कहाँ थी कि यहु विवाहु हो; पर उसकी तो .यही इच्छा थी कि किसी 
तरह यह अनहोनी बात रुक जाय । इंसीलिये महादेवी ने कौशिक से 
यह शर्तें लगायी कि अगर वह शिव भक्त बने तो वह उत्तके साथ शादी 
करेगी। कौशिक का मद महादेवी की रूप-माघुरी पर मुख हो गया 
था। पर उसमें इतना धेय भी नहीं था कि अपने मन की इच्छा पूर्ती के 
लिये मतांवर को मंजूर करके समाज-निदा का शिकार बने । तिस पर 


अक्कमहादेवी 93 


महादेवी के प्रति उसका आकर्षण आत्मिक न होकर भौतिक था। 
उसकी इच्छा थी कि महादेवी का शरीर मेरा हो! इसलिये वह 
महादेवी की बात मानने तैयार नहीं हुआ। शायद वहू अपनी आत्म- 
सुधार में न लग कर उल्ठे महादेवी के शरीर के आकर्षण में पड़ा होगा। 
उसके दरीर की छवि ने कौशिक को पागल बता दिया था। काम ने 
अपने तेज तीरों से उसे घात कर दिया था। शायद इसी कारण से 
उसने अक्क्रमहादेवी पर बलात्कार किया होगा । अक्कमहादेवी को मालूम 
हो गया कि कौशिक अपने शरीर पर फिदा है। वह भी ऐसे शरीर पर 
जो हाड-मांस का टुकडा है। बडी घृणा उत्पन्न हुई, कौशिक के इस 
बर्ताव पर। अतः उसने कौशिक से कहा--- 


“अभेध्यद हडिके, मृत्रद कुडिके, पुलविन तडिके, कीविन हडिके, 
सुडली देहव ! ओडल्‌विडिदु केडदिरु चेन्नमल्लिकाजून नीरमरुले! * 


(देह भी क्या ! मांस का पिजडा, मूत्र का सटका, 
हड़ियों का ढांचा, सडें खून का गड़ढा, 

इस नश्वर देह पर भरोसा करके मत बिगड, रे पगले ! 
तू जान, चेन्नमल्लिकार्जुन को |) ” 


यह कहती हुई उसने अपने शरीर की साडी खींच डाली । इस 
देह को लेकर क्‍या करोगे ? कहती हुई नग्न होकर राजमहल से तिकल 
फ्डी। कौशिक स्तम्भित रह गया। इस नश्वर संसार के प्रति अक्क- 
महादेवी की धृणा इस वचन में भीभत्ल रस बनकर अभिव्यक्त हुई है। 


उसके नग्न शरीर को केश्ञों ने ढेंक लिया । कपड़ों के बन्धन से 
भी वह निवृत्त हुई। आशा-पाश से तो वह पहले ही विमुख हो चुकी 
थी। इसलिये वह अपने सांसारिक परिस्थितियों से' निवृत्त होकर निकल 
पडी । मृकत होकर वह अपने माता-पिता के घर भीं नहीं गया ,. जब 
उन्हें पहु बात मालूम हुई तो उन्होंने उप्ते घर बुला लाने की भी कोशिश की ॥ 


83 


94 दक्षिण के संत 


पर उसने एक-न-मानी । उसकी इस दिगम्बर वेश को देखकर उसके 
आसपास जन समूह इकट्ठा हो गय्रा होगा । उस जनसमूह से किसी ने 
कपड़े पहनने की सलाह भी दी होगी । ऐसे लोगों को सुनिये अक्कमहादेवी 
के स्पष्ट उत्तर--- 
“मरये नूलू सरिये नाचुवदु नोडा गंडु-हेण्णेब जाति ! 
प्राणदोडेयनी जगदल्लि तेरहिव्लदिप्पोडे नाचलेडेयूंटे ? 
चेन्नमल्लिकार्जुनय्य जगवेल्ल कण्णागि नोड्तिरे 
मुच्चिमरेयिसुवेनेंतु हेत्हा एले अय्या ! 


(“लजाती है, स्त्री पुरुषों की जाति, शरीर पर ढेके सूत के निकलने 
पर। लजाने की क्‍या जरूरत है, जब प्राणप्रिय के इस जग में सब जगह 
भरने पर ? कैसे सकती छिपा इसको, जब चेन्नमल्लिकार्जत के जग को ही 
अपनी आँखें बना के देखने पर ?” ) 


वह अपने माता-पिता को मनाकर जंगल की ओर चल फ्डी। जब 
उप्तकी यह निश्चयता कुछ लोगों को मालूम हुईं तो उन्हें दुःख हुआ कि ऐसी 
सुकोमल देह जंगल के दुःखों को कैसे सहन कर सकेगी ? इस बात को कुछ 
लोगों ने उस से अवश्य कहा होगा । ऐसे छोगों को अक्कमहादेवी का धीर 
उत्तर सुलिये-- 
“काय करंगे केदिदरेनु; काय मिर्रगे भिचिदोडेनु ? 
चेन्तमल्लिकार्जुननो लिद काय एनादोडेनु ? 


(“शरीर काल बन कर गल गया तो क्या ? शरीर चम-चमकने लगा 
तो कया ? चेन्नमल्लिकार्जुन जिस शरीर पर प्रसन्न हो चुका है,उस शरीर के 
क्या होने पर भी क्‍या नृकसान है ? “) 


दिगम्बर ही उसका दिव्याँबर बन गया । केशों की राशि ही उप्तकी 
पोशाक बनी रही। रुद्राक्षीं उसके आभूषण थे। भस्म ही उसकी हल्दी थी । 
उस समय मैसूर राज्य के बीदर जिले का कल्याण अपनी उन्नत दशा में था। 


अक्कमहादेवी 95 


कर्नाटक के भक्ति भण्डारी बसवेश्वर जी के धनप्रयत्त से कल्याण में अनुभव 
मंडप की स्थापना हो चुक्ती थी । कर्नाटक के महान्‌ दाशंनिक अल्लम' प्रभूजी 
उसके अध्यक्ष थे । कल्याण के घर-घर में धामिक वातावरण था। अनुभव 
मण्डप में आध्यात्मिक चर्चा प्रति दिन चछती थी। अनुभव मण्डप की 
'इस कीति के कारण कल्याण केलास बन चुका था। बसवेइ्वर और अनुभव 
मंडप की कीति अवकमहादेवी के कानों तक पहुँची होगी। इसलिए वह 
कल्याण की तरफ चल पडी। उस को यह ज्ञात हो चुका था कि अपना आध्यात्म' 
विकास कल्याण में ही हीगा । पर कल्याण का रास्ता आसान नहीं था। वह 
घने जंगलों से भरा हुआ था। हिंस्र पशुओं की गजंना से भरे हुए थे, वे जंगल । 
तिस पर वह नारी थी; नव युवती थी। रास्ते में हिस्से पशुओं के साथ हिल 
'मानवों का भी खतरा था। पर उसके अचल तिर्धार के सामने ये सब भौतिक 
आधायें सूर्य के सामने कोहरे के समान पिघल गयीं। बेन्नमल्लिंकार्जुन की प्राप्ति 
के लिए कल्याण को ही उसने चुना । इस अप्रतिम इच्छा' शक्ति के सामने 
साँसारिक बाधायें पीली पड गयीं । अक्कमहादेवी की इच्छा अछोकिक थी, 
अद्वितीय थी, वह क्षुद्र नहीं थी । ( इच्छा मानव की मूल प्रावृत्ति है। कोई 
मानव इच्छा के बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन प्रइन यह है कि वह इच्छा 
कसी हो ? इच्छा सदिच्छा होनी चाहिए, उदात्त होती चाहिए, महान और 
भव्य होनी चाहिए । जब इच्छा करनी ही हो तो क्षृद्र और क्षणिक की 
इच्छा क्‍यों करें? ” न अल्पे सुखमस्ति” अल्प में, क्षुद्र में, क्षणिक में कौन सा 
ऐसा सुख है ? इसलिए मानव मन की इच्छा भव्य, दिव्य, उदात्त और 
उन्नत होनी चाहिए। अक्कमहादेवी ते प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा यह सिद्ध 
किया है कि महानता की इच्छा प्रकृतिजन्य हैं, न कि अल्पता की । ) 

“ गिरियोकछल्लदे हुलू मोरडियोकोड्वदे वविल? 

कोव्धनल्‍लदे किरुवल्लतक्केलछसुवदे हँसे ? 

कह्ित फलवल्लदे कसुगायि ग्रेछसुवदे गिह्वि? 

चेन्तमल्लिकार्जुननल्लदे अन्य विषयक्‍्केछसुवदे एन मन ? 


96 बक्षिण के संत 


( पहाडों को छोड कर टीले पर मोर नाचेगा ? सरवर को छोड कर 
हँस नाले में तैरेगा क्या ? पके फलों को छोड कर कच्चों को तोता खायेगा 
क्या? चेन्नमल्लिकार्जत को छोड कर अन्य विषयों में मेरा मन तल्लीन 
होयेगा क्या? ) 

प्रकृति का भी गृण यही हैं कि वह उदात्त की ही इच्छा रखती है। 
जब प्रकृति ही उदात्त की चाह से ओतप्रोत है तो उस का ही एक टुकड़ा 
मानव ही ऐसा क्‍यों हो, जो कि नीचता, विनाशकारिता और स्वार्थपरता की" 
घृणापुर्ण इच्छा करता है। पर, महादेवी तो उदात्त ही बनी रही, उन्नत ही 
बनी रही । इसी उदात्त इच्छा की पूति के लिए कल्याण के मार्ग पर चल 
पडी। रास्ते में वह अपने इष्टदेव की चिता करती हुई आगे बढ रही 
थी। पर, मानवसुलभ भूख, प्यास, नींद उसे' भी सता रही थीं । क्‍योंकि 
मानव की मूल अवश्यकतायें तो ये तीन ही हैं । महा-महा ऋषि म्‌नियों तक 
इन से मुक्त कोई भी नहीं है। भूख मानव को कई रूपों से सत्ताती है।' 
किसी को इंद्रियों की भूख है तो और किसी को पेट की ज्वाला । किसी को" 
भूमि की भूख है, और किसी को कीति की भूख । किसी को संपत्ती की है 
तो और किसी को वडा वनने की । इस प्रकार प्यास के भी कई रूप हैं --- 
किसी को रक्‍त की पिपासा है तो और किसी को राज्य की लिप्सा । नींद 
भी मानव को हरा देनेवाली ही है। नींद में पह्ा हुआ आदमी ज्ञान से हाथ' 
धो छेता है। भूख, प्यास, नींद से मुक्ति पा लेता है तो काम की शक्ति 
इन तीनों से परे है। काम तो दुष्परिणामों का तांता बाँध देता है।. 
गीताचार्य श्री कृष्ण ने भी काम के दृष्परिणमों पर अपनी बानी उठाई है 

“ध्यायतो विषयान्‌ पंस: संगस्ते पृषजायते । 

संगात्‌ संजायते काम: कामात्‌ क्रोधोभिजायते |। 
क्राधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृति विश्रंशति । 
स्मृति विश्वंशात्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति ॥(” 


अक्कमहादेवी 97 


किसी विशिष्ट वस्तु के सतत ध्यान से उसकी संगति की चाह बनती 
है। उसके निकट सामीप्य से उसे पाने की लालसा बनी रहती है । इच्छा 
तृप्ति न हो तो स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से 
सम्मोह छा जाता है । इस सम्मोह के प्रभाव से स्मृति भ्रम में पड जाती है। 
स्मृति की श्रंशना से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो 
जाता है तो सर्वनाश निश्चित है। यह है, काम की अनर्थे परम्परा ! 


इत मानसिक दुर्गणों की अनर्थ परम्परा से निवृत्त होकर अक्कमहादेवी 
निश्चित हो गयी। अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं के बारे में भी वह 
उदासीन रहीं । क्योंकि इच्छाओं पर विजय पाना ही सुखी जीवन का 
रास्ता है। हमारे आज कल के अव्यवस्थित, आर्थिक उथल-पुथलों का 
एकमात्र कारण है, हमारो अनियंत्रिन इच्छायें । संत कि कबीर ने भी यही 
कहा है- ह 
“चाह गयी च्यन्ता मिंटी मनृवाँ बेपरवाह ! ” 
जा को कछ न चाहिये सोई सांहसाह ॥” 
भला, वह अपनी भूख-प्यास की चिता क्‍यों करती ? सोने के लिये 
जगह कौ चिता भी वह क्‍यों किया करती ? उस को अपने अकैलापन की 
भी, उस घोर वन में कभी भी चिता नहीं होती । क्योंकि---“हसिवादो डे 
भिक्षान्नगल्ठुंट, तृषेयादोडे केरेहछछन्याविगल्ुंदु, शयनक्के पालुदेगुलगंव्ठटु 
चेन्नमल्लिकाजनय्य; आत्मसंगातक्के नीनेनगुंटु ।”' 
( भूख लगने पर भिक्षान्न हैं, मेरे लिये । 
प्यास लगने पर नाले - तालाव-कुए हैं, मेरे लिये | 
सोने के लिये टूटे मंदिर हैं, मेरे लिये । 
संगति के लिये चेन्नमल्लिकार्जुन है, मेरे लिये ॥) 
भला ऐसे समय में वह अपनी चिंता आप ही क्‍यों करने लगी ? 


जब कभी भूख लगती तो भीख माँगने जाती । अपनी इस असहायता 
पर उसे क्रोध आ गया होगा। कैसा दुर्वल है, मनुष्य, भूख के सामने ! 


98 दक्षिण के संत 


कितना ही तत्वज्ञानी हो पर भूख के सामने वह क्षुद्र ही है । इसी सानव 
की क्षद्रता पर क्रेधित होकर ही महादेवी ने कहा होगा -- 


४ सने-मने तप्पदे केयोड़ि बेड़व॑ते माडय्य! 
बेडिदोडे इक्कदंते माडय्य ! 

इक्किदोडे नेलक्के बीछ॒वंते माडय्य ! 

नेलकके बिद्दोडे तानेत्तिकांबृदक्के मुन्नने.... 
शुनि एत्ति कोंबते माड्य्य, चेन्नमल्लिकार्जुनय्य ! 


2 
! 


( “ओ चेन्नमल्लिकार्जुन! ऐसा करो कि मैं फिर भठककर हाथ 
पसारकर माँगने लगूँ। मैं माँगने लगूंगी तो ऐसा करो कि कोई भी मुझे 
भिक्षा न दें । अगर कोई शिक्षा देंगे तो तुम ऐसा करो कि मेरे उठा लेने 
के पहले ही उसे कुत्ता उठा ले जाय ।” ) 


इस प्रकार वह अपने दृष्ट देव से प्रतिकल परिस्थितियों का निर्माण 
करने की ही प्रार्थना करती है। जब भीख माँगने का मौका ही न मिले तो 
वह जंगल के वृक्ष-लताओं से ही माँग कर अपनी भूख मिटा लेती थी । जो 
भी हो, माँगने से उसको छूट भी नहीं मिली । मानव ही ऐसा असहाय है कि 
वह दूसरों से अवलंबित हुए बिना अपनी प्रारंभिक अवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकता। मानव कम से कमर अपनी भूख मिटाने के लिये, पेड- 
पोधों से ही क्‍यों न हो माँगे बिना नहीं रह सकता। अक्क्महादेवी ने 
मानव की इस “मॉँगने की दशा” पर तरस खा कर कहा-- 


“ओडल कक्धवतक्कागि अडविय होक्के- 

गिड-गिड तप्पदे बेडिदेनेन्नंगक्केंदू ! 

अवु तीडिदवु तम्म लिगक्केंदू ! 

आनुबेडि भवियादेनु; अवु नीडि भक्तरादुवु ! 

इन्त्‌ बेडिदेनादोडे चेन्नमल्लिकार्जुनय्य ! निम्माणे ।” 


अक्कमहादेवी 99 


( “पेट की ज्वाला शांत करने जंगल में घुस गयी । 
पेड-पेड से अपने शरीर के लिए माँगती गयी ॥॥ 


अपने लिग के लिए वे देते गये । माँग कर मैं 'भवी” बनी; 


देकर वे भक्त बने । चेन्नमल्लिकार्जुन, तुम्हारी कसम! जो मैं आगे किसी से 
माँगगी तो ) 


यह निर्धार था, अक्कमहादेवी का ! यह रास्ता था उसका, भूख से 
मुक्ति पाने का ! 


भूख, प्यास, नींद, काम-क्रोधादि दुर्गूणों से मुक्ति पाकर वह जंगल 
में अपने हृदय देवता की खोज में निकल पडी । अब उसे अपनी प्रारम्भिक 
आवश्यकताओं की चिता भी नहीं सताती । उस को अब एक ही चिता 
थी; वह चिता थी, चेन्नमल्लिकार्जुन की । उस अमर, अँप्रतिम, अनुपम, 
अद्वितीय की चिता में ही वह चछती बनी। पहले जिन पेडयौधों से 
वह फल माँगती, उन्हीं पेडों से अब यह अनुरोध करने छूगी कि अगर तुमने 
मेरे चेन्नमल्लिकार्जून को देखा है तो मुझे भी दिखछाने की क्ृपा करो। 
जंगल के खग-मृगों से' उसकी यही प्रार्थना थी । प्रकृति की अनुपम सुन्दरता 
उसके लिए दृब्येन्द्रिय की तृप्ति की चीज नहीं, पर अपने हृदय देवता 
चेन्नसल्लिकार्जुन के दर्शन करने का माध्यम हैं। इसीलिए उसकी यही 
प्राथना हैं-- 
“अछिसंकुछवे, मामरवे, बेलदिगढे, कोगिलेये; 
निम्मनोंद बेड्वेनु एन्न चेब्रमल्लिकार्जुतन कंडरे 
करेदु तेरिरे ॥,, ' 
(“भव समूह; आम्रवृक्ष, चाँदवी और कोयछक ! तुम सब से मेरा 
एक ही अनुरोध है कि अगर तुमने भेरे चेन्नमल्लिकार्जुन को देखा' है तो 
मुझे बुलाकर दिखाओ ४”) 


इस प्रकार अक्कमहादेवी की उत्कट इच्छा पूति के लिए प्रकृति के 
अंगांग पूरक बने हुए हैं । इस दीघे यात्रा में महादेवी का प्रकृति के साथ 


200 दक्षिण के संत 


अपरिमित साहचर्य रहा । उसने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उसके 
सुन्दर और भयावह-दोनों रूपों से अभिज्ञ हो उठी । पर उसके हृदय-्सुलभ 
सुन्दरता-प्रियता के कारण प्रकृति के सुन्दर रूप ने ही अभिव्यक्ति 
पायो है। प्रक्ृति के अंग उप्तके काव्य के विभाव, अनुभाव और संचारी 
बन गये हैं। 
दीघंकालीन प्रकृति की साहचर्यता के कारण उसे प्राकृतिक वस्तुओं 

की अच्छाइयाँ अच्छी तरह ज्ञात हो चुकीं । उसके साथ मानव की स्वार्थपरता 
से भी वह पहले से परिचित थी । उसके गणग्राही हृदय ने प्रकृति के 
पेड पौधों की परोपकार प्रवृत्ति और मानव की स्वार्थपरता दोनों की 
तुलना की । इस तुलना-कार्य में अक्कमहादेवी ने अपने को ही प्रकृति के 
बाज में रखा तथा उसके सामने अपनी हीनता, दीनता तथा क्षुद्रता का 
अनुभव किया । ' कैसे सुन्दर बन पडी है, यह तुलना इस पद्य में ! - 

गिड बिछिछगित कडेयादेनलल्‍ल! 

ओडल आसेगागि परर वंचिसि नानु ॥ गिड**- 

ओडने बढह्ित्ियु बेछेदु एसवदु गिडवन्नु 

बेडवेंबुदेन्‌ गिड तानू बह्ित्वय? 

कड्‌ मोहदिदलि परिमत्ठ हृववच्नु 

बेड़वदेनू कोडुयेंदु बह्विद्वय ? 

( लता-वृक्षों से हुई गयी बीती मैं, 

पेट भरने की आशा से धोखा देकर मैं ॥| लता****** 

लता बढ़कर है फैलती पेड पर, 

मना करता क्या वह पेड पर ? 

मोह से पेड माँगता क्‍या लता से, 

सुगंधित पुष्पों को उस लता से ? ) 

इस बचन में उसने लता-वुक्षों की परोपकार प्रवृत्ति को दिल 

खोलकर गाया है, साथ ही स्वार्थी मनृष्य को कोसा भी है। 


अक्कमहादेवी 20] 


अक्कमहादेवि का व्यक्तित्व ही विचित्र था। उसमें नारीसुलभ 
'कोमलरूता तथा सौंदयंप्रियता के साथ, पुरुष सुहूभ निर्भीकता, अपनाये गये 
सार्ग पर अटल रहने की अचल प्रवृत्ति का अनुपम संगस था । इसीलिए 
प्रकृति साँदर्य की दिल खोलकर प्रशंसा की तो उसके भयावह रूप की 
सहज लापरवाही की । जंगल के हिंस़् जानवर उस के सामने पालतू वन 
गये। जानवर ही नहीं, पर जानवरों से कूर कामुक भी उसके सामने 
डुम दबाकर भाग खडे हुए । अक्‍्कमहादेवी के जीवन में 'किन्नरि बोम्मस्या 
का संदर्शन अद्वितीय घटना थी। यह घटना अक्कमहादेवी की 
निर्भीकता तथा अपने सिद्धान्त पर के उसके अटल विश्वासों के दशेन 
कराती है । 


के 


जंगल के रास्ते में किन्नरी बोम्मया* ने देखा कि अकेली 
अबला जा रही है। उसके शरीर पर न कपड़े हैं और ना ही उसका कोई 
संरक्षक है। यौवन उसके अंगांगों से (बूंद बन कर ) टपक रहा है। शरीर 
का रंग तपे हुए तांबे की तरह चमक रहा है। मृ्‌ख से पूनम' के चाँद 
की आभा फूट रही है। इस' लावारिश बेकस स्त्री को जंगल में अकेली 
पाकर बोम्मय्या का शैतात जागृत हुआ। अकेली औरत पर ज़बद॑स्ती 
करने की पुरुषों की यह प्रवृत्ति बहुत प्राचीन है । ऐसी सुन्दरी को देख 
« कर बोस्मय्या के कार्मा के मूँह में पानी भर आया। उसने तुरंत महादेवी 
पर अत्याचार करने की प्रेरणा दी, बोम्मय्या को । महादेवी ने उस 
समय किस धेयें के साथ बर्ताव किया, वह आजकल की नारियों को लिए 
मार्गदशंक है। उस कामुक के साथ महादेवी ने प्रहन किया--- 


“कुछ छागा का कथन ह कक श्रा अल्लम' प्रभु हा जात-बूझ्कर हा 
किन्तरि बोम्मय्या को महादेवी की परीक्षा के लिये भेजा था;। ' ६ 


202 रक्षिण के संत 


मूडिबिट्टु, मोगबाडि, तनु करगिदवक्, एच्ननेके तुडिसुविरि 
एले अण्णगछिरा! एच्ननेके काडुबिरि येले तंदेगव्िरा ? 
बल हढिदु, भवगेट्टु, छलवल्िदु, भक्तेयागि, 
चेन्नमल्लिकार्जुनन कूडि कुलवत्ठिदवक्क ? 


“ अरे भाइयो ! तुम क्यों मुझे सताते हो ? मैं तो मुक्त केशि हें; 
उदास होकर में अपने शरीर को पिघाल चुकी हूँ | मेरी शक्ति, मेरा छल, 
मेरा भय, सब नष्ट होकर मैं चन्नमल्लिकार्जुन में लीन हो चुकी हूँ । में अब 
केवल भक्तित हूँ । मेरा न कुछ है और न शरीर। इसलिए तुम मुझे 
सताते हो ? 


शरीर की अनित्यता को दिखाते हुए उसने बोम्मय्या को समक्ताया 
कि तुम इस शरीर के भौतिक सौंदर्य से आक्रृष्ट हुए हो, पर यह शरीर तो 
मल-मूत्रों का घर है, रक्त माँसों की गूडिया है । इस नश्वर, अस्थि-चर्ममय- 
देह पर मोहित होकर पागल मत बनो । पर इतने पर भी जब बोम्मय्या 
उस की बात मानने तयार नहीं हुए तो अक्कमहादेवी ने सोचा--.., जिस' 
शरीर पर चेन्नमलिकाजू॑त का अधिकार हो चुका है, वह किसी के बिगाडने! 
से कंसे बिगडेगा ? 


यह सोच कर उसने अपना शरीर बोम्मय्या के सुपुर्द कर दिया | 
कामी बोम्मय्या उसके शरीर के स्पर्श सुख के लिए लालायित था। अपने 
बस में आते ही महादेवी के शरीर के भिन्न-भिन्न अंगागों के स्पर्श से पुलकित 
होने के लिए हाथ फिराया | लेकिन आशचरये ! शरीर के जिस किसी भी 
भाग का वे स्पर्श करते तो वहाँ उन्हें “काम ” के बदले 'कामारी” का 
अनुभव होने लगता । उसके कामांगों के स्पर्श करने पर भी उन्हें परशिव के 
अस्तित्व का ही अनुभव हुआ । इस स्पशे क्रिया तथा उसकी प्रतिक्रिया को 
स्वतः बोम्मय्या ने ही अपने एक सुन्दर वचन में उदगार रूप में यों व्यक्त 
किया है । ' 


अवकमहादेवी 203 


“मस्तकव मुद्दिनोडिदडे मनोहरनुल्में काण बंदित्तु । 
मुख कमलव मुद्धिनोडिदडे मूतिय उछिवु कांण बंदित्तु ॥ 
कोरछ मुद्दि नोडिदडे गरूघर निरवु काण बंदित्तु । 
तोलुगछ मुद्टि नोडिदडे शिवनप्प काण बंदित्तु ॥ 
उर स्थव्वव मुद्दि नोडिव्ड करस्थलूदंग काण बंदित्तु। 
बसुर मृद्दि नोडिदडे ब्रह्मांडवडगि काण बंदित्त । 
गुह्मव मृद्दि नोडिदडे कामदहन काण बंदित्तु । 

महालिंग देव, त्रिपुरान्तक देव ! महादेवीयक्कन निरूवनरियदे' 
अल्ुपि केट्रेन ॥” 

("मस्तक स्पर्श से मनोहर का अस्तित्व दिखाई पडाथा। मुख” 
कमल के स्पर्श से मूर्ति का अस्तित्व दिखाई पडा था। गले के स्पर्श से' 
गरलधर का अस्तित्व दिखाई फ्डा था। भुजावों के स्पर्श से शिव की 
गलाबाही का अस्तित्व दिखाई पडा था ॥ उर स्थल के स्पर्श से कर स्थल के 
अंग का अस्तित्व दिखाई पडा था । गर्न स्थल के स्पर्श से छिपे ब्रम्हांड का 
अस्तित्व दिखाई पडा था । गुझ्यांग के स्पर्श से “काम दहन का अस्तित्व 
दिखाई पडा था | ओ, महालिग त्रिपुराँतक देव | महादेवीयक्क की महिसा 
बिना जाने में बिगड गया। ) 


उनकी आँखें खुलीं । वे तुरन्त महादेवी के पैरों पर गिर पड़े और 
क्षमा याचना करने लगे । अककमहादेवी के मातु हृदय ने उन्हें क्षमा कर दिया 
और उनको अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। बोम्मय्या का हृदय 
परिवरतेन हो चुका था। उनका शैतान भाग खडा हुआ । आगे चल कर वे 
श्रेष्ठ शिव भक्त बने । (यह है हृदय परिवतंत की कहानी! यह है, स्त्री-हृदय 
के धैयें की कहानी !) यही महादेवी की पहुली आध्यात्मिक विजय थी । 
जो कामुक बनकर महादेवी को सताने आया था, वही उसका भाई बन 
गया। बोस्मय्या भी महादेवी के साथ कल्याण की तरफ चल पडा | जो” 
महादेवी के मानहरण के लिए तयार था, वही उसकी मान रक्षा का भार 
अपने ऊपर लेकर उसे कल्याण तक पहुँचाने के लिये गया । 


204 दक्षिण के संत 


कल्याण में पहुँच कर अकक्महादेवी अनुभव मंडप में गयी तो वहाँ के 
'पवित्र वातावरण से प्रसन्न हो गयीं । महान्‌ दार्शनिक अल्लम प्रभु ने अध्य- 
'क्षासन ग्रहण किया था । आसपास श्री बसवेश्वर, चेन्नबसवेश्वर, सिद्धराम, 
मडिवात्ठ माचिदेव जैसे महान्‌ दाशंनिक और ज्ञानी बठे हुये थे। ऐसे दिग्गज 
'ज्ञानियों के दर्शन से' अक्‍्कमहादेवी का हृदय पुनीत हो चला था'। पर उसे 
अनुभव मंडप में प्रवेश पाने के लिए अल्लमप्रभू की परीक्षा में उत्तीण 
“होना था। 


अक्कमहादेवी और अल्लम' का यह संदर्शन धामिक इतिहास में 
अपूर्व-घटना थी । यह संदर्शन सिर्फ दो व्यक्तियों का चातुर्य पूर्ण बार्ता- 
'लछाप ही नहीं था, अपितु दो शक्तियों का समागम था। अल्लम' की 
यह परीक्षा अग्नि परीक्षा थी। अक्कमहादेवी उसमें उत्तीर्ण हो गयी। 
प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती है। अल्लम का प्रथम प्रश्न 
'ही ऐसा था, जिसके सामने सामान्य मनुष्य स्तंभित रहे बिना नहीं रह 
सकता था। उन दोनों के ओजस्वी वार्तालाप को पूर्ण रूप से उद्धरित 
किये बिना रहा नहीं जाता :--- 


अनुभव मंडप में अक्कमहादेवी को देखकर आशइचयं प्रकट करते हुये 
अल्लम प्रभने छा--, 
“उद मदद यौवनवनोछकोंड सति नीनू, इत्तलेके बंदेयव्व ! 
निन्न पतिय कुरुह हेछिदरे बन्दुं कुछिछरु, अल्लादिरे 
तोलगृ ताये ? 
नम्मगुहेश्वर शरणरल्लि संगसुख सच्िहितव बयसुबरे ? 
निन्न पति यारेंबुद हेढा, एले अब्वा ! 
(नव यौवन से' भरी हुईं यूवति ! तुम यहाँ क्‍यों आयी ? 
तुम' अपने पति के लक्षण ब्रताओगी तो यहाँ आकर बैठो; 
नहीं तो यहाँ से हट जाओ । क्या हमारे गुृहेश्वर के शरणों 


अक्कमहादेवी 205: 


से शरीर सुख की इच्छा रखती हैं ? यह तो बताओ 
कि तुम्हारे पति कौन हैं ? ) 


अककमहादेवी को देखते ही अल्लमप्रभु ताड लेते हैं कि यह यूवति 
अविवाहित है । उनको हमेशा अनुभव मंडप की चरित्र-शुद्धि की चिता रूगी 
रहती थी। इसीलिये उन्होंने सोचा होगा कि एक अविवाहिता का अनुभव 
मंडप में रहना खतरे से खाली नहीं। वे यह स्पष्ट रूप से जान लेना 
चाहते थे कि अक्कमहादेवी काम-क्रोधादि से मृक्‍त है या नहीं । इसी लिये 
उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा होगा । अवक्रमहादेवी स्पष्ट रूप से अपने पति के 
लक्षण बता देती है--- 

“पच्चेय नेलगटटु, कनकद तोरण, वज्भद कंभ, पवछद 

चप्परविक्कि मदुवेय माडिदरु, एम्मवरेन्त मदुवेय माडिदरु, कंकण 

कैदार स्थिरसेसेयनिक्कि चेन्नमल्लिकार्जु ननेंब गंडगेन्न मदुवेय माडिदर” 

(रत्न जडित भूमि, सुवर्ण का वारण, वज्ञ-खंभा, सीपों के मंडप में 
मेरे सम्बन्धियों ने मेरे विवाह कराया। कंकण बांधकर स्थिर अक्षता 
डालकर चेन्नमल्लिकार्जुन के साथ विवाह कराया, उन्होंने”) 

आगे अल्लम ने पूछा-- 

तन्‌ सीरेयनल्िदु निर्वाणवादल्लि मनद श्रान्तु निश्चयवागदु। केशवेंब' 
सीरे अंगक्के मरेयाथित्तु; भावशुद्धवादल्लि सीरेये तब्ठिदु क्‌दल मरेसलेतक्के ? 


(/प्िफे शरीर की साडी निकाल कर नंगी हो जाने से मन की 
आन्ति का रूप निश्चित रूप से व्यक्त नहीं होगा। क्योंकि केश रूपी 
साडीने तुम्हारे शरीर को छिपाया है। अगर तुम्हारी भावता शुद्ध हो तो 
साडी छोडकर केशों से शरीर को क्‍यों छिपाया तुमने ? ) 


अक्कमहादेवी का उत्तर सुनिये-- 


“फल ओढगे पक्‍ववागियल्लदे होरगण सिप्पे ओप्प्गेडदु 
कामद मद्रेय कंड निमगे नोवादीतेदं आ मारवादिद मच्चिदे: 


206 दक्षिण के संत 


इदक्के नोवेके? काडदि रण्ण, चेन्नमल्लिकार्जुन ओछगादवक ॥“ 


(“फल अन्दर से जब तक नहीं पकता, तब तक उसका छिलका भी 
महीं बिगडता। मैंने इसलिये अपना शरीर छिपाया कि “काम” की 
-सुद्रा देखकर आप लोगों को दुख होगा । इसके लिये संशय क्यों ? मैं तो 
चेन्नमल्लिकार्जुन में लीन हुई हूँ, मुझे मत सताइये ।”) 

(जब तक फल अन्दर से पक्‍व नहीं होता तब तक उसका छिलका 
उससे छगा रहता है। जब फल अन्दर से पकत्र हो जाता है तो वह 
छिलका अपने आप निकल जाता है । उसी प्रकार मालव का मत जब 
“तक पकक्‍व नहीं होता तब तक उसका देहाभिमान रहता है। पर जब 
मन पक्‍व हो जाता है तो उसका देहाभिमान नष्ट होता हैं। वह मान 
अपमान की कल्पना करता है। कपडे पहनता है। पर जब सन पक्‍व 
हो जाता है तो उसका देहाभिमान नष्ट होता है, उसके मन में अपमान 
और लज्जा की बात आती ही नहीं । उस समय शरीर ढंका कपड़ा अपने 
'आप उतर जाता है। इसीलिये) अक्क्रमहादेवी का कहना है कि मेरा मन 
'पक्व हो गया है, इसीलिये में देहाभिमाव रहित हँ। अतः मेरी देह से 
'साडी निकल चुकी है। अब प्रश्न यह है कि इतना होने पर केशों से 
शरीर को छिपाया क्‍यों ? इसका कारण मेरे मन की अपक्वता नहीं: 
'पर उसका कारण यही है| कि इस भरी सभा के सामान्य सदस्यों को काम 
'की मुद्रा देखकर दुख होगा । 

अक्कमहादेवी के इस भावगभित उत्तर से भी प्रभ प्रसन्न नहीं हुए । 
उन्होंने उसी उत्तर के आधार पर ही दूसरा प्रश्न पूछा-- ह 


४ नी देवरोछगो ? देवर निन्नोक्गों ? एंब ठावनरिए । 
सिप्पे ओप्पगेट्राग हण्णिन कोछकाग्रित्तु । 
अद्ु गुहेश्वरनोप्पद मातु ।” 


अक्कमहादेवी 207 


(यह तो मालूम नही हुआ कि तुम भगवान में हो, या भगवान तुम' 
में है। जब छिलका बिगड जाता है तो फल का रस भी सड जाता है । यह 
'बात हमारे गुहेश्वर के छिए मंजूर नहीं है।” ) 

तुम्हारे कहने के अनुसार फल अंदर पके विन। बाहर का छिलका 
चहीं निकल सकता । पर जब छिलका निकल जाता है तो अंदर का रस 


सड़ने लगता है। जब रस सड' जाता है तो उसे चींटियाँ लग जाती 
हैं। उसी प्रकार साडी रूपी छिछका निकल गयी तो तुम्हारे शरीर रूपी 


फुल को भी कामृक रूपी चींटियाँ लगी होंगी । अक्कमहादेवी से प्रभू 
ने भरी सभा में यह प्रश्न क्या । 

महादेवी:---“ गूणदेषव संपादनेय माड्वन्नक्क कामद ओडलु, 

क्रोधद गोत्तु, लोभद इक्के, मोहद मंदिर, मदद आवरण, मत्सरद 

होदिके । आ भाववरतल्लेदे चेन्नमल्लिक्रार्जुनन्‌ केतु वदक्किविल्ल ॥। 

“जब तक गुण दोषों की कमना है, तब तक काम का शरीर क्रोध 
का स्थान, लोभ का आश्रय, मोह का मंदिर, मदका घृंघट मत्सर का परदा, 
आदि है, यह शरीर। पर जब मानव गण दोष से अतीत हो जाता हे 
'तो उसे इन गृण-दोषों का स्पर्श कैसे लगेगा ? इसलिये जब मानव के 
'मन में गृण-दोषों से अतीत की भावना आ जाती है तभी चेन्रमल्लिकार्जुन 


'का अस्तित्व मालम होता है। जब तक यह भावना नहीं आती तब तक 
भगवान के अस्तित्व का अनुभव आ ही नहीं सकता। इसलिये जिस 
शरीर में भगवान के अस्तित्व का अनुभव आ जाता है, वह शरीर कभी 
'भी अपविन्न हो ही नहीं सकता । वह फल-जिसके छिलके निकाले जाने 
'पर भी भगवान को भोग लग चुका है -क्या कभी भी अपवित्र होगा? 
'उसी प्रकार जो शरीर भगवान का आवास स्थान बन चुका है, वह नमन 
होने पर भी दूसरों की आँखें उस पर गड जाने पर भी अपवित्र कसे हो 
सकता है ? ” अक्कमहादेवी के इस उत्तर से प्रभू को निरुत्तर हो जाता 


208 दक्षिण के संत 


चाहिये था। पर वे अभी उसकी परीक्षा करना चाहते थे। इसलिये 
उन्होंने पुछा-- 


“कामदिद कंड, क्रोधदिद आह्ति, लोभदिंद सकल विषयंगढु, 
मो्हदद नोडिदनेंबुदेल्लवु कामन बलेयोढछ्गू । कामन गेहेंन ठावावुदु हेंढा 
गुहृरवरलिंगक्के ? 


मानव के प्रत्येक काय्ये के पीछे “काम” का ही हाथ रहता है। 
मानव जो कुछ देखता है, वह काम के कारण, मानव का अस्तित्व ही एक 
प्रकार से क्रोध का ही स्वरूप है। सभी विषयों के पीछे-चाहे वे अच्छे, 
हों या बुरे-लोभ का ही प्रभाव है। ऐसे समय में तुम यह बता रही हो 
कि मैंने “काम” (०00 ) को जीता है। यह तो बताओ तुमने इस 
सर्वव्यापी काम को कहाँ और केसे जीता है ? 


(अल्लम प्रभु जी के उपरोक्त वचन में फ्राइड महोदय का लिबिडो” 
सिद्धांत व्यक्त हुआ है। मानव के प्रत्गेक कार्य में “लिबिडो” काम 
करते रहता है। वेश्यागमन जैसे नीच से नीच काम से लेकर भगवभ्दक्ति 
जैसे उन्नत से उन्नत आचरण तक इस लिबिडो का विस्तार है। शायद 
इसी सिद्धान्त की सच्चाई के कारण ही अक्कमहादेवी ने अपनी भक्ति- 
पद्धति सति-पति भाव के रूप में व्यक्त किया होगा। जब इस प्रकार 
मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे लिबिडो का हाथ है तो जीता कैसे जा 


सकता है ? ) 


अक्कमहादेवी :--- केंडर शवदंते, सूत्रतप्पिद बोंबेयंते, जलवरत 
तटाकदते, बेंदनुलियंते, मत्ते हिइणग उंटे अण्ण ! चेल्तमल्लिकार्जतनंगव 
आश्रयवादबढल्गें ? 

(“चिता की लाश की तरह, टूटे सूत्रों की गुडिया की तरह निर्जल 


तालाब की तरह, जली हुई रस्सी की तरह; पूर्व शरीर बच जाता है 
क्या, चेन्नमल्लिकार्जन में लीन होने वाली का ? ) 


अक्कमहादेवी 209 


(चिता पर लाश चढा कर आग छगाने से वह जल जाती है, पर 
जलने के बाद भी राख में उसके अवश्ेष ज्यों के त्यों बने रहते हैं । पर 
क्या उत जले अवशेषों को हम लाश कह सकते हैं ? नहीं वहु तो व्रिकल 
राख ही है। उसी प्रकार कठपुतलियाँ जब तक सूत्रबद्ध रहती हैं तब 
तक नाचती हैं। सूत्रों के टूट जाने के बाद निष्किय खडी हो जाती हैं ॥ 
जब तक तालाब में पानी रहता है, तव तक उप्तको तालाब कहना ठीक है ॥ 
पर ऐसे तालाब से क्‍या फ़ायदा, जिसका पानी सूख गया हो ? रस्सी को 
जला डालते हैं तो उस रस्सी के रूप में ही उपकी राख बच जातो है ॥ 
पर उस रस्सी के आकार में पड़ी हुई राख से क्या हम रस्सी का काम छे 
सकते हैं ? उसी प्रकार यह मेरा शरीर भी है। यह देखने के लिए है ॥ 
पर इसके पूर्व गुण चेन्नमल्लिकार्जुन की संगति से जल गये हैं । अब यह शरीर 
जो है यह अपनी पूर्वावस्था का ध्वंसावशेष मात्र है ) इस प्रकार अपने 
लिगांग सामरस्य को उसने बताया तो तुरंत प्रभु का प्रश्न तीर की तरह 
आया । 


“रूपिमे केडुंटु निरूपषिगे केडिल्ल 
रूपु-निरूपवनोडगुड्व परि एंतु हेढ़ा ? 
असंबंध संबंधवागिदे ! देह-इंद्वियवेंद 
जाति-सूतकवि रल्‌ गृहेश्वर लिगव मुटुबारदु केल्ठव्वा ! 
( साकार बिगड सकता है, निराकार नहीं बिगड सक्रता । यह 
बताओ कि साकार निराकार का मिलन कंसे हो सकता हैं? यह सम्बन्ध 


अवंबंध है । जब तक देह और इंद्रियों की जाति की मैलगी है तब तक 
गृहेश्वर का स्पर्श कोई भी नहीं कर सकते । १7) 


निराकार-अखंड-निरवय-निरूपात्मक “ पर ” वस्तु का नाश हो 
नहीं सकता । जो खंडित है, जिप्तके रूप और आकार हैं, उसका नाश होना 
स्वाभाविक है । इसलिए आकार और निराकार वस्तुएँ कभी भी एक दूसरे 
से नहीं मिल सकतीं । तुम्हारी देह है और इंद्वियाँ हैं, इसलिए तुम 


-44 


20 दक्षिण के संत 


साकार हो । पर, परवस्तु तो निराकार है। इसलिए साकार, मूर्त तुम, 
निराकार, अमूर्त से कैसे मिल सकती हो ? जत्र तक इंद्वियां और देह, 
रहती हैं तब तक तुम गहेश्वर लिंग में लीन कैसे हो सकती हो ? 


अक्कमहादेवी:---/हाविन हल्ल कलेदु हावनाडिस बल्‍्लरे हाविन संगवे 
लेसु कंडय्य ! कायद संगव विवरिस बल्‍्लरे कायद संगवे 
लेसु कंडय्य ! तायिरक्कसियादंते काय विकारवु ॥ 


अक्कमहादेवी ने प्रभु के प्रश्न का बडा मार्भिक उत्तर दिया ॥ 
साकार निराकार में लीन कैसे हो सकता है ? इस प्रश्त के उत्तर रूप में 
उपरोक्त वचन को बताया उसने । 


दाँत निकाल कर साँप खेला सकते हैं तो साँप की संगति क्‍यों बुरी 

है ? साँध से मानव इसलिए डरता है कि उस के मूह में विष के दांत हैं । 
जब विष के दाँत निकल चुके तो उस से डरने की क्‍या अवश्यकता है ? 
उसी प्रकार साधक शरीर से इसलिये डरता है कि इसमें “विषय-विकार” 
है। इसी कारण से ही साधकों को शरीर घणित छगता है। पर 
' यह भी ध्यान देने की-बात है कि “शरीर माद्मम खल धर्भ साधतम” । 
तो उपाय क्‍या हैं ? उपाय यह है कि हम' इस शरीर के विषदन्त स्वरूपी 
“विषय-विकारों को निकाल दें | जब शरीर विषय रहित हो जाता है तो 
अंग-लिग की सामरस्यता को बताने के लिए शरीर माध्यम क्‍यों बुरा है ? 
शरीर ही सब धर्म कीं साधना के लिए सहायक है। इसलिए सद्धमं के 
साधना मार्ग में रत साधकों को एक प्रकार से शरीर माँ के जैसे है । क्योंकि 
वह साधकों को सद्धमं-मार्ग पर चलने के लिए माँ की तरह पुष्टि प्रदान 
करता है। पर वही शरीर विषय लोलपता से विक्ृत हो जाय तो साधक 
का बाधक बन जाता है। जिस प्रकार माँ राक्षप्ति बन जायगी तो अपने 
बच्चों को ही खा डालेगी उप्ती प्रकार विषय विकारों से विक्ृृत शरीर 
साधक का विनाश कर डालता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निराकार 
.निरुपम, ब्रह्म में लीन होने में बाधक साकार शरीर नहीं; किन्तु उसके 


अवकमहादेवी 2]] 


विषय विकार हैं। जब वह घरीर विकार रहित हो जाता है, भावशजुद्धि 
“मिल जाती है तो निराकार के साथ क्‍यों छीन नहीं हो सकेगी? ” 


अफ० 


अल्लम प्रभु भी तके में कुछ कम नहीं थे। जब अक्कमहावेबी ने 
विपय विकारों का निर्मूलऊन करके शुद्ध होने की बात बतायी तो 
उन्होंने पूछा -- 
>नुगुणव विवरिसिहेनेंदरे मनशूद्धवागवेकु ॥ 
मनद गुणव विवरिसिद्वेनेंदरे इंद्रिय शुद्धवागबेकु ॥ 
तनु मन इंद्वियगलु शुद्धसुयिदानिवागि लिंग मुरवक्के 
वेद्यवादल्लदे गुहेश्वरन बेसगोछ बारदु केढा ताये ! ,, 


(तन की शुद्धता के लिए मनकी शुद्धता जरूरी है. « 

मन की शुद्धता के लिए इंद्रियों की शुद्धता जरूरी है । 
तन-मन-इंद्रियों की शुद्धता लिंग को विदित होना जरूरी है।) 

जब तक यह नहीं होगा, तब तक गृहेश्वर का नाम न लेना जरूरी है।।' 


अब तक तो तुमने विषय विकार रहित शुद्धता की बात बतलायीं । 

लेकिन यह आसान बात तो नहीं है। क्योंकि मन की शुद्धता के बिता 

'तन की शुद्धता हो ही नहीं सकती | पर मन की शुद्धता के लिए इंद्वियों 

की शुद्धता जरूरी है। जब तक तन-मन-इद्रियों की शुद्धता प्राप्त नहीं 

'होती तब तक परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता । पहले तुम' 

यह तो बताओ कि तुमने अपने तन-मन-इंद्रियों की शुद्धता कंसे प्राप्त 
'कर ली है ?!' 


अक्कमहादेवी ने विनीत भार्व से अपने शुद्ध होने का विवरण 
“यों दिया-- 


तनुशुद्धवायित्तु शिव भक्तरोक्‍्कुदव कोंड । 
एन्नु मन शूद्धवायित्तु असंख्यानर नेनेद्रु ॥। 


2]2 दक्षिण के संत 


एन्न कंगलछ शुद्धवायित्तु सकल पुरातनर नोडि । 

एब्न श्रोत्र शुद्धवायित्तु अमर कीर्तीय केद्धि ॥ 

एनन्‍्त भावनेयेनगिदु जीवनवु केढा लिंग तंदे ' 

नेट्रने निम्मृव पृजिसि भावगेट्रेनू काणा चेन्तमल्लिकार्जुना 8 


(,,शिव भक्तों के प्रसाद-भोजन से मेरा तन शुद्ध हुआ, 
असंख्याक शिव भक्तों के सुमिरन से मेरा मन शुद्ध हुआ ॥ 

मेरी आँखें प्राचीन भक्तों को देख कर हुईं पवित्र । 

मेरे कान उनकी कीति सुनकर हुए पवित्र । 

मेरी यह भावना ही मेरा जीवन है. ! 

ओ चेन्तमलिकार्जुन ! तुम्हारी पूजा से मेरा भव नाश हुआ है॥ ) 


लेकिन इतने से ही अल्लम' माननेवाले कहाँ थे ? वे और भी कसना 
चाहते थे। उनको तो मालम हो गया कि “यह अनध्ये रत्न” है । वे उसे 
साव पर चढाकर उसकी आभा से सभासदों की आँखें चकराचौंध (करना 
'चाहते थे । इसलिए उन्होंने फिर पुछा-- 


“कडलिल्लद धनव कूडूव परि एंतव्व ? 
हेछिदरे अदक्कदे कोरते ! गुहेश्वर लिगव बेरुमाडि 
बेरेसुव परि एन्तु हेढा ?” 


(जिस घन वस्तु से लीन होना असंभव है, उस में छीन होने का 
तरीका कौन सा हैं ? इस प्रइन का। उत्तर न बताओग्री तो तुम्हाश उत्तर 
परिपूर्ण कैसे होगा ? इसलिए तुम यह ,बताओ कि गुहेश्वर लिग में पूर्ण रूप 
से लीन होने का मार्ग कौन सा है ? ? ) 

'किसी वस्तु में लीन होने का अर्थ है एक वस्तु दूसरे के साथ मिलना |. 


पर परमात्मा तो अभिन्‍त है। इसलिए “जीवात्मा और [परमात्मा का 
सम्मिलन” का अभिप्राय यही हुआ कि वे पहले अलग थे | इस सिद्धांत को 


अक्कमहादेवी 23 


मंजूर किया जाय तो वहाँ 'दैत! की भावता आ गयी । पर वास्तव में यह 
“दूत” की भावना ही ठीक नहीं । क्योंकि इस विशाल विच्व में ऐसा कोई 
स्थान, ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु या जीव-जन्तु है ही नहीं, जहाँ पर भगवान 
का अस्तित्व ही न हो । तो सर्वव्यापी अखंड परिपूर्ण, महान ब्रह्म के साथ 
जीवात्मा का सम्मिलन कराने की बात अर्थहीन है। अगर परमात्मा से 
जीवात्मा अलग हो भी गयी तो वह रहेगी कहाँ ? उसी परमात्मा में ही 
न ? तो अलग होकर मिल जाने का तरीका कहाँ है इस अद्वेत में ?” यह 
अइन था अल्लम' का। पर महादेवी ने कुछ रूपकों द्वारा अल्लम के तके को 
कादय साबित किया। 


»गट्टि तुप्प, तिहिदृप्पक्के हंगूटे अय्या ? 

दीपकके दीप्तीगे भेद उंटे अय्या ? ० 
एडनंगवनु श्री गृरु मंत्र माडि तोरिदनागि 
सावयव-निरवयवक्के भिन्नविल्लवय्या ! 
चेन्नमल्लिकार्जुन देवर बेरसि मति गेंट्रवतछ 

एतक्के नूडिसुविरय्या ? ” हि 

(गाढा घी और पतला घी, दोनों में अंतर है क्‍या ! 
दीप और दीप्ति दोनों में अंतर है क्या ? 

मेरे शरीर को श्री गुरु ने मंत्रमय बनाया, 

अतः सावयव और निरवयव में अंतर नहीं है । 

मैं तो चेन्‍्नमल्लिकार्जन में लीन हो कर मतिहीन बनी हूँ, 
मेरे साथ ज्यादा बातें क्‍यों करते हैं आप ? ”) 


गाढा घी और पठला घी दोनों देखने में अलग हैं। पर दोनों 
का अस्तित्व तो एक ही है। पर देखने में गाढा' घी साकार है तो पतला घी' 
निराकार । इतना होने पर भी उन दोनों का गृूण एक ही है । घी, घी ही 
है, वह चाहे गाढा हो या पतला । पतले घी को ठंडक पहुँचाने पर गाढ़ा 
बनता है, गर्मी पहुँचाने पर पतला । पतला घी गाढा बन जाने पर भी 


तल 


2[4 दक्षिण के संक्त 


उसका अस्तित्व जिस प्रकार उसी में बना रहता है, उसी प्रकार परमात्मा 
की लीला में उसका निराकार रूप साकार रूप से (अलग न होकर उसी के 
अंतर्गत रहता है। साकार दीप बनकर, मिराकार दीप्ति बनकर दिखाई देते 
हुए भी वे दोनों एक दूसरे से अलग न होकर एक ही रहते हैं। उसी प्रकार: 
निराकार परमात्मा साकार जीवात्मा के रूप में अवतरित होने पर मी उन 
दोनों में कोई भेद नहीं। जिस प्रकार गाढ़ा धी गर्मी पहुँचाने पर 
पिघल कर पतला घी बन जाता है, उसी प्रकार साकार जीवात्मा सज्जनों 
की संगति से सत्‌-संस्कारों के संस्पर्श से निराकार प्रब्रह्य बन जाता है। 
पर इतना कहने से यह अर्थ कहां है कि जीवात्मा और परमात्मा पहले 
अलग हो जाय॑ बाद में मिल जाय॑ं | वही निराकार परमात्मा उसी प्रकार 
साकार जीवात्मा का रूप धारण करता है, जिस प्रकार ठंडक पहुंचाने 
पर पतला घी गाढा बन जाता है। फिर वही साकार जींवात्मा संस्कारों के 
कारण निराकार परमात्मा का रूप धारण कर लेता है, जिस प्रकार गाढा' 
घी गर्मी पहुँचाने पर पिघलकर पतला घी बन जाता है। 


है क्या इस दुरनियाँ में कोई, जो इस महिला की तरह भद्ठेतीय हो ! 


जब अक्कमहादेवी ने अपने अद्वत सिर्धांत से बताया कि मैं साकार 
होते हुए भी निराकार के अंतर्गत हूँ तो अल्लम ने (उसके उत्तर से ही चक 
निकाल कर) पूछा -- 


४ ता सत्तेनेंदु हेण कूमिदुदुंटे ? 

बेचिट्ू बयके करेदुदुंटे ? होप्पिट हाल घिहियादुदुंटे ? 
ई मातु ओप्प्वल्ल गृहेश्वर लिगक्के |” 

( कभी लाश पुकारेगी कि मैं मर गया हूँ ? 

वया मन में छिपी आशा बुलायेगी ? 

दूध में दही डालने से वह दूध मीठा बनेगा क्या ? 

यह बात हमारे गुहेश्वर के लिए मंजूर नहीं है । ) 


अक्कमह देवी 245 


“अरी! तुम तो यह बता रही हो कि मैं चेन्नमल्लिकार्जुन के अंतर्गत 
हू। यह कैसे हो सकता है? जब तुम्हें ब्रह्म्मान हो चुका है तो 
मौन रहता चाहिए था। क्योंकि सच्चे ब्रह्मज्ानी कभी यह नहीं कह 
सकते कि मैं ब्रह्मज्ञानी हें । मौन धारण करने पर ऐसे सच्चे ब्रह्मज्ञानियों 
को देखने से ही पता लगता है कि ये ब्रह्मज्ञानी हैं । जिप्त प्रकार लाश 
अपने मुँह से कभी भी यह नहीं वोलती कि मैं मर चुकी हूँ, उसी प्रकार 
सच्चे ज्ञानी कभी भी अपनों डंगी आप ही नहीं हाँकते । उसी प्रकार सच्ची 
छिपी हुई इच्छा कभी भी आवाज नहीं करती, क्या दूध में दही डालने से 
मीठा बनेगा ? अगर तुम सच्चे रूप से चेन्नमल्लिकार्ज॑न के अंतर्गत हुई 
तो कभी भी ऐसी बातें मूँह से नहीं बोलती । क्योंकि जिसको ब्रह्मज्ञान हो 
चुका है वह मौन धारण करता है। ब्रह्मज्ञान गूँगे के ह्रुड खाने के जैसे है। 
जब तुम वाणी से उसकी अभिव्यक्ति कर रही हो, उत्को हम सच्चे केसे 
मात सकेंगे ? ब्रह्मज्ान का अनुभव वाणी से अतीत है, उसे वाणी द्वारा 
अभिव्यक्ति देता असंभव है। ब्रह्मज्षान की ऊंचाई पर वाणी रुक जाती है, 
वह पंगु बन जाती है। इसलिए तुम्हारा यह कहना कि मैं चेल्तमल्लिकार्जुन 
के अंतर्गत हो गयी हूँ बिल्कुल आत्म प्रशंसा ही है। इसलिए हम यह 
कभी भी मानने तेयार नहीं हैं कि तुम्हरी मुक्ति हो चुकी है। भरा घडा 
कभी भी छलकता नहीं । घडा जब तक खाली रहता है तब तक उस से 
आवाज आती रहती है। पर जब वह भर गया तो उससे आवाज 
निकलती है क्‍या ? उसी प्रकार जब तक साधक साधना मार्ग पर रहता है 
तब तक बोलता है, जब वह सिद्धि की ऊंची चोटी पर पहुँच जाता है, तब 
उसकी वाणी रुक जाती है छेकिन तुम्हारी बानी अभी रुकी नहीं, तो 
इसका मतलब यही है कि तुम' अब तक साधना मार्ग पर ही हो । सिद्धि 
तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है । “ 


अक्कमहादेवी बडी चतुरता से ही प्रभ के प्रइन का उत्तर देती है । 
जिन रझूपकों से अल्लम नें अपने मन की शंका उठाई थी, उन्हीं रूपकों में वह 
निश्चयात्मकता से उत्तर देती है --- 


26 दक्षिण के संत 


“४ सत्तहेण कगिदुदुंटु , बेचिट्ट बयके करेदुदुंटु; 
हेप्पिट्र हाल गट्टिगोंडु सिहियादुदुंदु, इंद निश्चयासि 


जा 


नोडि चेन्नमल्लिकार्जुन देवरल्लि ॥” 


(लाश पुकार भी सकती है, छिपी हुई आशा बुलाती भी है। दूध में दही 
डालने से वह गाढा बन कर मोठा भी हो जाता है। अगर आप ध्यान से 
विचार करेंगे तो चेन्नमल्लिकार्जुन की कृपा से इसका रहस्य खल सकता 


है।”) 


अक्कमहादेवी के उत्तर से प्रभु स्तंभित रह जाते हैं । वे सोच में 
पड जाते हैं कि यह कैसे संभवनीय है! ? इसीलिए वे महादेवी से पूछते हैं कि 
आश्चये की बात है ? इसका रहस्य तुम' मुझे बताओ । 


अक्कमहादेवी यों उत्तर देती है--मरेदोरगि कनस कंड़ेव्ठु वल्लि 
सत्तहेण एहित्ति। तन्न ऋण निधान पदढु करेयित्तु। देप्पिट्र हाल गद्ठि 
तुप्पवाग सिहियागित्तु। इदक्के तप्प साधिसलेके चेन्नमल्लिकाजु॑न देवर 
देवन अण्णगढ़्िरा 4 ” 


“जब गाढी नींद आ जाती है तब सपने में मनृष्य अपनी लाश देख 
सकता है, तब वह पुकार उठता है कि मैं मर गया हेँ। जब मनुष्य आशा 
के कारण भूमि के अंतर्गत सम्पत्ति छिपा रखता है तो वह छिपी हुई 
भूम्यान्तर्गत सम्पत्ति उसे बुलाती है। दूध में थोडा सा दही डाल ने से 
दूध दही बन जाता है, उसको मथकर मक्खन निकालकर गर्मी पहुँचाने से 
वह घी बन जाता है। क्‍या वह घी मीठा नहीं होता ? तो इस में 
गलती क्या है ? 


मतलब यह है कि जब साधक साधना मार्ग में रहता है तब वह 
बोलता है। सिद्धि तथा समाधि स्थिति में मौन रहता है। समाधि से 
उतरने पर वह सिद्ध अपनी समाधि स्थिति के दिव्य-भव्यानुभव को लोगों 
के सामने अपनी वाणी द्वारा रख भी सकता है। साधक तथा सिद्धि का 


'अक्कमहादेवी 27 


यह साधना मार्ग “वाणी से मौनता तक” उन्नति पथ पर चलता है। 
फिर वह उसी मार्ग-क्रम से वापस भी आ सकता है + यह उसकी 
अवनाति नहीं, पर दूसरों को भी उस मार्ग पर ले जाने की इच्छा का 
प्रतीक है। जिस प्रकार कई छोग नये मार्ग की झोधना में जाते हैं, उन 
में एक आगे चलकर मार्ग का पता लगात। है, फ़िर उच्मी मार्ग से वापस आ- 
'कर अपने साथियों को भी उसी मार्ग पर ले जाता है। उसी प्रकार साधक भी 
अपनी साधना मार्ग की खोज कर लेता है, सिद्धि पा छेता है, फिर उसी 
मार्ग से वापस आकर अपने साथियों को भी अपने नये अनुभव का 
बयान सुनाता है और उसी मार्ग पर उन्हें भी हाथ पकडकर ले जाता है 
और सिद्धि के दर्शन कराता है। इस में गलती क्या है ? वह अपने 
मुँह से अयने नये अनुभव का बयान करता है, सिर्फ इतने से क्या उस के 
वे नये अनुभव भूठे हैं ? 


अक्कमहादेवों के इस अकाटय तके के सामने अल्लम निरुत्तर हो 
गये । उनकी तीक्ष्ण बुद्धि भी प्रसन्‍न हो उठी । उनके मूह से अप्रयत्न से 
ही यह प्रशंसोदगार निकल पडा-- इदू ईग लेसास्तु..,..... ... / (यहु 
अब ठीक हैं...... ) 


उफ ! इतनी छोटी सी प्रशंसा को पंक्ति के लिये कितनी बड़ी 
परीक्षा देती पडी महादेवी को ! लेकिन वह अपनी दुढ़ता के कारण, 
अपनी सद्भक्ति के कारण, अपनी सहृदयता के कारण, उस में आसानी से 
उत्तीर्ण हो गयी । प्रभुदेव की प्रसन्नता के प्रमाण-पत्र के मिलते ही सभा 
में बिजली सी दौड गयी । संत समूहों के हृदय-मयूर नाच उठे । अवक्‍्क- 
महादेवी के प्रति उनका अपरिमित अभिमान प्रश॑सा-प्रवाह के रूप में उमड 
'पड़ा । महान ज्ञानी चेन्नबसवेश्वर ने कहा-- 


“अजकल्प कोटि वरुषदवरेल्ल हिरेयरे ? 
हुत्तेरि बेत्त बेछेद तपस्वीगंछेललरु हिरियरे ? 
नड्मुरिदु, गुड़गूरि, तलेनडुगि, नेरेतेरे हेच्चि, मतिगेट्ट । 


28 दक्षिण के संत: 


ओंदनाइल होगि उंबत्तनाडुव अज्ञानिगल्ेल्लरु हिरियरे ? 
अनवनरिदु, धनव बेरेसि, हिरिदु किश्दिंब भेदव मरेदु 
कडल चेन्त संतय्यनल्छि बेरसि बेरिल्लदिप्प, हिरियतन 
नम्म महादेवियक्कंगायित्तु ॥* 


(अज-कल्प-करोड बरसों तक जीवित रहनेवाले बड़े हैं क्‍या ? शरीरः 
पर वल्मीक चढकर, बाँस के बढ जाने मात्र से कोई तपसवी बडा है क्‍या ? 
भुकी कमर, जोर से चलनेवाली साँस, कपता प्िर, सफेद बालवाले, बुद्धि 
हीनता के कारण एक के वदले नौ नौ बातें बोलने वाले बडे हैं क्‍या ? 
सच्चाई को पहचान कर घनता में लोन होकर छोटे-बडे के भेद भूलकर 
हमारे कडल चेन्नसंगय्या में लीन होने की महानता हमारी महादेवियक्क: 
की है। ) 

कर्मयोगी सिद्धराम ने अपनी शाबाशी दी --- 

अहुदहुदु, मत्तेन्‌ ? मरहिंगे हिरिदु- किरिदुटललदे 

अरिविगे हिरिदु किरिदुंटे ? 

सावँगे भय उंटल्लदे अजातंगे भयउटे ? 

कपिल सिद्ध मल्लिनाथनल्लि, महादेवियक्‍कन निरूविंगे शर-- 
णेंदू शुद्धनादेतु / 

(हाँ, और क्‍या ? अज्ञान के लिए छोटे-बडे का भेद है तो ज्ञान के 
लिए छोटे-बडे का भेद है क्या ? मृत्यु के लिए भय तो अजात के लिए 
भय है क्या ? कपिल सिद्ध मल्लिनाथ में महादेवियक्क की महानता को 
पहचानकर मैं उसे प्रणाम करके धन्य हुआ ?) 

... स्वतः अल्लम प्रभु के मूह से अवक्रमहादेवी की प्रशंसा पावन गंगा 
मेया की तरह निकल पडी --- 


“तनुगुण नास्तियागि लिंग सांगियादछु | मनगुण नास्तियागि अरिवु' 
सांगियादक् ॥ भाव गुणनास्तियागि महा प्रभे तानादछु ॥--- 


अक्कमहादेवी 2]9 ' 


( शरीर गृण के नाश हो जाने के कारण लिंग-संगिती बनी । सन 
गृण के नाश हो जाने के कारण ज्ञानसांगिती बनी । भाव गण के नाश हो' 
जाने के कारण खुद ही महान्‌ प्रभा बन गयी | ” ) 


इन सभी अभिमानी प्रश्नंसकों की प्रशंसा सुत कर महादेवी विनीत 
स्वर में बोली -- 


४ एलगेलय्या! एन भक्ति बसवण्णन धर्म, एलन ज्ञान प्रभुदेवर धर्म 
एन्न परिणाम चेन्तवसवण्णन धर्म, ई मूवर ओंदोंद कोट्रेनगे'******** 


( मैं इस प्रशंसा के योग्य नही हूँ। मेरी भक्ति बसवेदवर जी का 
धर्म है। मेरा ज्ञान अल्लम प्रभूका धर्म है। मेरा परिणाम चेन्तमल्लिकार्नन 
का धर्म है। इन तीनों ने मुझे अपना एक एक गुण दिया, ताकि मैं इस 
स्थान के योग्य बन सक्‌ ।”? ) 


महादेवी की महानता इसी विनीत भावना में छिपी है ॥$ उस की 
विनीत भावना कल्याण के सन्त-समूह में हर्ष का प्रवाह लेकर आयी। इस 
के बाद में उसने कल्याण में बसवेश्वर जी के घर में रह कर अपनी साधना 
को आगे बढाया होगा । इन सभी संतो की सत्संगति के कारण उस को” 
साधना-मार्ग की सच्चाई दिखाई पडी होगी । आखिर वह अल्लम की 
अनुमति लेकर अपने आराध्य देवता चेन्तमल्लिकार्जुन के साक्षात्कार के 
लिए श्रीशेल की ओर चल पडी । उस दिन शरण-समूह में बिछोह का: 
वातावरण छा गया। सभी संतों को उतना ही दुःख हुआ जितना कि 
अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय एक माँ को होता है। क्‍यों न हो! 
बह तो उन संतों के हृदय की करुणा की शिशु ही तो थी न ? महादेवी' 
को भी कम दुःख त हुआ। पर भक्ति की ओर बढना अनिवाय है । इस 
अनिवायंता के कारण उसे शरणों की संगति का भी त्याग करता पडा |: 
वह श्रीदेल के कदली बन में शरीर त्याग कर के मृक्ति प्राप्त करने के लिए 
निकल पडी। रास्ते में भी अपने हृदय देवता की खोज करती हुई श्रीशैल " 
की ओर निकल पडी। 


220 दक्षिण के संत 


अब वह अपने तन-मन-गूणों का नाश करके सचराचर को पीछे 
डालकर अपने हृदय देवता में सशरीर लीन होने के लिए श्रीशे७छ की ओर 
' चल पडी । दूर से ही पावन श्रीशैल के दर्शन से वह पुलकित हो उठी । 
उप्त पावन स्थान के दर्शन से उसके शरीर के रोएँ उठ खडे हुए । श्रीशेल 
' के गिरि शिखरों को देखते ही उसे प्रभुदेव से' कथिन कदली बत की याद 
आई। उसके तन-मन और अचराचर वस्तुएँ भी उसे कदली बत की 
तरह ही दिखाई पडने लगीं। उस सुन्दर कदली के बीच में उसको 
' चेन्नमल्लिका्जन के दशेन हुए। श्रीशल के पेड-पौधे, मिट्टी-पत्थर, सब' 
' सृष्टि, उसे चेन्‍्त्रमल्लिकारजुममयः ही दिखाई पडने लगे । बह॒नेवाली हवा 
उसके कानों में मल्लिकार्जुत का नाम' ही फूंकने छगी। सूर्य की किरणों में 
' फूलों की महक में पेड-पौधों की हरिबाली में, सृष्टि के प्रत्येक कण में 
चेन्नमल्लिकार्जुन ही दिखाई पडने लगे । इसी दिव्य भावना की उमंग में 
वह श्रीशैल की सीढियों पर चढती गयी और उसकी चोटी तक पहुँच 
' गयी । लीजिए, अक्कमहादेवी के मूँह से ही उसके श्रीशेछ-आरोहण का 
वर्णन सुनिये -+- 

“मूल द्वारद बेर मेट्टि भूमंडलवनेरिदे 

आचारद बेर हिडिदु ऐक्यद तुदियनेरिदे | 

बेराग्यद सोपानदिद श्रीगिरियनेरिदे, 

कविडिदु करेदुकोछठा, चेन्नमल्लिकार्जुना ।। 


(,मूल-द्वार की जड़ कुचल कर मैं भूमंडल पर चढ गयी । 
आज्ार की जड पकड़ कर ऐक्यता की चोटी पर मैं चढ गयी । 
विराग की सीढियों पर चढकर श्रीशेल पर मैं चढ़ गयी । 
हाथ पकड कर बुलालो, ओ मेरे चेन्नमल्लिकाजून ! “) 


चेननमल्लिकार्जुन उसकी पुकार पर दौड पडे । वहाँ उसको मल्लिकार्जन 
का साक्षात्कार हुआ। देखिए; उस अनुफ्म, [अद्वितीय, अनादि, अखि- 
लेश्वर की रूप छवि को --- ' 


अक्कमहादेवी 22.40. 


“होल्ठेव केंजेडेगठ, मणिमुकुटद, ओप्पुव सुलिपल्छ, नगेमोगद, 
कंगछ कांतियि ईरेलु भुवनवं बेक्॒गृव दिव्य स्वरूपन कंडे नानु! 
कंडेन्न कंगछ बर हिंगित्तु ........... री 


(चमकने वाली भूरि जटायें, सिर पर मणिम॒कुट, चमकने वाले सफेद 
दांत, हंस-मुख, आँखों की कांति से जो चौदह छोकों में प्रकाशित है, ऐसे 
दिव्य स्वरूप को देखा मैं ने | देख कर मेरी आँखों की प्यास बुक गयी । “) 


/ आह! कीसा मनोहर वर्णन है, उस दृल्हे का! ऐसे दिव्य स्वरूप को 
देख कर महादेवी की आँखों की प्यास बुझ गयी । न केवल वह इस दर्शन 
से खुद धत्य बन गयी बल्कि उस पावन अनुभव को वाणी द्वारा अभिव्यक्ति 
देकर पाठकों को भी उस के दिव्य दर्शन कराये, उसने । उस समय से 
आज तक कई लोग श्रीशैल आते-जाते रहे हैं। पर अक्कमहादेवी के जैसे 
जाने का भाग्य कितनों को मिला है ! 


अक्कमहादेवी के श्रीशैल के आरोहण की वर्णना में सिफे भौतिक 
शिखरारोहण की ही वर्णना नहीं मिलती, बल्कि वह कहानी है, एक जीवात्मा 
के परमात्मा के साथ मिल जाने की, वह है, एक साधक की सिद्धि तक के 
साधना मार्ग की अभिव्यक्तित ! इस प्रकार महादेवी श्रीशल के कदली बन 
में अपने आराध्य देव में लीन हो गयी । 


अक्कमहादेवी के साधना-मार्गे की विशेषता :--- 


अक्कमहादेवी ने आध्यात्म क्षेत्र में वह कार्य करके दिखाया, जिसे 
दुनियाँ के बडे बड़े पुरुष भी आसानी से नहीं कर सकते । एक अबला के 
रूप में अवतरित महान आत्मां थी, उसकी आह्मा । अब तक तो हमने 
स्थल रूप से उसके साधना-मार्ग का परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम 
उस मार्ग की विशेषताओं पर विचार करेंगे । उसकी साधना और सिद्धि 
पर विचार करने पर पता लगता है कि अपने निश्चित मार्गे पर अठछ: 
विश्वाप्, उप्त मार्ग पर अचलता के साथ चल सकने का आत्म घेयें, इस' 


2 दक्षिण के संत 


'घैये और विश्वास में स्त्री-सहज कोमछता, ये महादेवी के साधना-मार्ग की 
'विशेषतायें हैं। दुनियाँ के बड़े-बड़े दार्शनिक और तत्वज्ञानियों ने स्त्री को 
माया कहा है, मोह कहा है। पर साधता-मार्ग में/रत पुरुष के लिए स्त्री जिस 
'अकार माया है, उसो प्रकार साधना-मार्ग में रत स्त्री के लिए पुरूष भी 
माया है। इस सिद्धांत को रखने में अककमहादेवी ते -अपरिमित धैर्य का 
परिचय दिया है। अध्यात्म साधन में हिन्दी साहित्य की संत मीरा 
'अक्कमहादेवी की समानता कर सकती है। इन दोनों में बहुत सी समानता:ययें 
'हैं। दोनों ने बचपन से ही अपने आराध्य देव को चुन लिया। दोनों ने अपने 
अपने आराध्य देव की “सति-फति” भाव से अचेना की । अपने आदर्श कौ 
'साधता के लिए दोनों ते गृह-त्याग क्रिया। अपने अध्यात्म साधवा-मार्ग 
की सिद्धि में दोनों को संतों की सहायता मिली। मीरा ने संत रेदात 
से दीक्षा ली तो अककमहादेवी ने अल्लमप्रभु से श्रीशेल के कदली बन में 
'अपने इष्ट देव में लीन होने का आदेश पाया। दोनों के पदों में स्त्रनी- 
: सहज कोमलता और सुन्दरता पायी जाती हैं। इतनी समानताओं के 
होते हुए भी दोनों में अंतर भी है। जब घर छोडते का समय आया 
'तो मीरा दुविधा में मंड गयी । जब घरवालों से वह तंग आ गयी तो 
उससे म्‌क्ति पाने के लिए उसने तुलसी जी की सलाह माँगी । तुलसी 
ने उसका पद पढ़ कर उत्तर लिख भेंजा :-- 


“जाके प्रियन राम वेदेही । 
सो नर तजिये कोटी बेसीराम' जदपि परम सनेही ॥” 


पर अक्‍कमहदेवी इस विषय में मीरा से शक कदम आगे निकल 
'गयी। जब कौशिक का बर्ताव उसे ठीक न लगा तब उसनेहन किसी 
'से सलाह माँगी और न अपने माता-पिता के घर ही गयी। बह चाहतीं 
"तो अपने माता-पिता की पनाह में रहकर ही साधना कर सकती थी ॥ 
पर, उस परब्रह्म के सामने वह संस।र के सब ताते तोड़ डालना? चाहती' 
थी। इप्रीलिए वह उनके अश्रय में रहते से इतकार करके निकल 
पडी। उसे न तो जंगल के भयानक हिस्र पशुओं का डरथा और न 


अअक्कमहादिवी 223 


माता-पिता के बिछोह का दुःख । मीरा के श्रीक्षष्ण अंत तक सगुण और 
साकार हैं। पर अक्क्रमहादेवी के चेन्नमल्लिकार्जुन! सगुण से निर्गण और 
निराकार रूप धारण कर लेते हैं । अक्कमहादेवी की भक्ति साधना 
सगुण से निर्गण की ओर, साकार से तिराकार की ओर बढती चछती 
हैं और अंत में वह उस निराकार में लीन होकर स्वंय निराकार हो जःती 
हैं। वह खुद पहले निराकार थी, अंत में निराकार ही हो जाती है। 


अक्कमह[देवी की साधना में पुरुष सुलभ धीरता और स्त्री सुलभ 
'सुन्दरता दोनों पायी जाती हैं। इसीलिए क्नरिक के सुप्रसिद्ध आलोचक 
श्री. एम... आर,. श्रीनिवास मूरति जी ने एक जगह प्र लिखा है -- 
“महादेवीयक्क की जीवनी स्त्री के गौरव की साधना का, स्त्री की स्वतंत्रता 
'की साधना का, रत्री की परमार्थ साधना का, एक महान्‌ अध्याय है ।' 


बीस-पच्चीस वर्ष की अल्पायु में एक स्त्री की यह साधना अद्वितीय 
है, अनुपम है, अद्भुत है और महान है । 


'अक्कमहादेवी को काव्य-कला :--- 


अब तक हमने देखा कि महादेवी साधना के किस कैठोर भागे से 
चल पडी। पर यह कठोर साधना-मार्ग भी उस के लिए आसान बन गय! । 
'ऐसे कौन सी दकक्‍त थी, जिसने अध्यात्य के फ्थरीले मार्ग को भी राज 
मार्ग बना दिया ? वह शक्ति थी, अक्कमहारेवी के हृदय की सौन्दये 
'प्रियता । इस्ती सौंदर्य प्रियता के कारण ही अध्यात्म के लोहे का चना 
'भी उसके मूँह में पड कर पच गया। महादेवी के वचन केवल बूद्विगम्य 
कठोर ताकिक विषयों से ही ओत-प्रोत नहीं हैं बल्कि उन में हृदय गम्य' 
'कोमल भाव भी बिखरे पड़े हैं जो पढनेवालों के हुदय में घर कर जाते हैं । 
“इसलिए अक्कमहादेवी जिम प्रकार वीर विरागमिनी थी, उसी प्रकार श्रेष्ठ 
कवियथिन्नी भी थी। उस की प्रत्येक उक्ति रस बरसाती है। प्रत्येक 
वाक्य-खंड भी विभाव, अनुमाव, व्यिचारियों से पृष्ठ होकपरिपूर्णर 
हो जाता है। अक्कमहादेवी का उद्देश्य “सुन्दरम्‌” से “शिवम्‌” की ओर 


224 दक्षिण के संत 


जाना था। इसलिए उसका ध्यान समाज के बाह्याडइंबर आदि का खंडन-: 
मंडन करने की ओर तन गया । उसका तो उद्देश्य सिर्फ “सून्दरम्‌ को देखकर 
दूसरों को दिखाकर-शिवम्‌ के दर्शा करना-दूसरों को भी कराना-थां । 
इसलिए समाज की कृरूपता की ओर उसक्ता ध्यान न गया। पर जब 
कभी भी यह कुरूपता उसके वेयक्तिक साधना-मार्ग का रोडा बनकर आयी 
तो उसप्तका डट कर विरोध किया । इस विरोधाभिव्यक्ति में भी वह रस 
से पुष्ठ उक्तियों का ही उपयोग किया करती थी, जो सुनने वालों के हृदय 
पर काफी असर डालती थीं। इसलिए अध्यात्म जेसे नीरस विषय 
भी उसके हाथ में पड कर सरस विषय बन गया है। इस का कारण 
उसका स्त्री सुलभ कोमल हृदय था। बुद्धिगम्य विषय को हृदयगम्य 
बनाना ही साहित्य का कर्म है। अक्‍्क्महादेवी की विशेषता भी यही 
है। कोमलता? सुन्दरता और ज्ञान के संगमों के कारण ही उसने आत्मा 
की मुक्तावस्था तथा हृदय की मुक्तावस्था, दोनों की साधना की। 


अक्कमहादेवी के बचनों में कात्यत्व को खोजने के लिए हमें 
अष्टादश लक्षण-कवि समयादि-प्राचीन सूची देखनें की जरूरत नहीं है । 
क्योंकि वे वचन “ साहित्य के लिए साहित्य / सिद्धान्त पर रचे गये नहीं 
हैं। सीधे हृदय से निकल कर हृदय में घुसने वाली सुक्तियाँ हैं | “ रसात्मक॑ 
वाक्यम्‌ काव्य" की उक्ति उनके लिए सार्थक बनी है । अक्कमहादेवी 
के वचनों का प्रधान रप्त “भक्त” है। यह भक्ति “ सति-पति भाव 
से अभिव्यक्त होने के कारण “शूंगार भक्ति के प्रक रूप में आया है ॥ 
श्रृंगार के दोनों पक्षों-संयोग तथा विप्रलंभ-की अभिव्यक्ति हुई है। उस के 
विप्रलंभ श्ूंगार में स्त्री-पुरूषों की भोतिक चाह नहीं बनी है, पर वह तो 
आत्मा की परमात्मा के संयोग के लिए तडपतन है। संयोग,श्रृंगार में किसी 
विशिष्ट नायक और नायिका के संयोग का 'रति-भाव' नहीं है। पर परमात्मा 
साक्षात्कार तथा मुक्ति साधना का अप्रतिम भाव है। इस प्रकार 
अक्कमहादेवी ने भारतीय काव्य-मीमांसा के ' रस शास्त्र का उन्नयन किया 
है। तब तक के कर्नाटक के महाकवियों ने जिन्हें हम दरबारी कवि कह 


अक्कमहादेबी 20 


सकते हैं ---अपने आश्रयदाता और उतकी पत्तियों के स_ंयोग और वियोग 
को ही »ंगार के चौखटे में रखने का यत्न किया था।। पर अक्कमहादेवी 
और उप्तके समकालीन शिव शरणों ने दशन और साहित्य का समन्वय 
करके सरस्वती जी को जन-सामान्यों के हृदय-सिहासन पर प्रतिष्ठापित 
किया । पांडिताऊपन' से' युक्त प्रगल्म पद्य शेली को छोड कर जन सामान्य 
सुलभ हृदय-गद्य शैली को अपनाया, उन्होंने । फलस्वरूप तीन काम' सफल 
हुए-पहल। काम था जनता की सर्वेतोमुख अभिवृद्धि-दूसरा काम था, सबवे- 
मान्य नवीन धर्म की स्थापना -तीसरा काम था, नवीन साहित्य के लिए 
भाषा का परिमार्जत । यद्यपि अक्कमहादेवी के वचन गद्य है, तथापि 
उनमें गीतात्मिकता भी काफ़ी है। उस के वचनों का कर्नाटक के श्रेष्ठ 
संगीतकार मल्लिकार्जुन मन्सूर तथा बसवराज राजगृरू, आदियों ने 
शास्त्रीय संगीत में राग संयोजन किया है। गद्य होने पर भी उनमें पद्य 
की सी भाव-विभोरता, रसात्मिकता पायी जाती हैं। उप्तके वचन -इति- 
वृत्तात्मक न होने पर भी प्रत्येक वचन अपना विशिष्ट सन्दर्भ भाव को 
अभिव्यक्त करने में परिपूर्ण है। इसलिए किसी बडे महा काव्य की 
रचना न करने पर भी महादेवियक्क को कर्नाटककी आदि कवयित्ति का 
स्थान मिला है। कर्नाटक के महान-आलोचक श्री' रें० श्री० मुगलीजी ने 
अपने “कन्नड साहित्य चरित्रे' नामक ग्रंव में महादेवी के बारे में ये उद्गार 
अभ्भव्यक्त किए हैं -- 

“महादेवियकक्र अपनी व्यक्ति विशेषता से अपने वचनों की. महिमा 
से, श्रेष्ठ “शिवशरणु* है। जहाँ तक हमें पता है, कन्नड साहित्य संसार में 
वही प्रथम कवियित्री है। --«-* 


अध्यात्म तथा गद्य कवित्व के सम्मिलन के लिए तो निस्‍्संदेह वही 
प्रथम है । »< 





* ४शिवशरण” इसका स्त्रीलिंग “शिव शरणे” है। शरण "सन्त । 
>< कन्नड साहित्य चरिएे' रें० श्री० मुगली पृष्ठ 77॥ 


3 


226 दक्षिण के संत 


उसके साधना-मार्ग की महत्ता की अभिव्यक्ति करते हुए 
श्री मृगलीजी ते लिखा है-- 

“सांप्रदायिक समाज-शृंखलाओं को तोड कर, विवाह संस्था का 
परित्याग करके चेन्नमल्लिकार्जुन नामक “विश्व पति को ही पति के रूप 
में स्वीकार करके उसने ज्ो उग्र साधना की तथा सिद्धि प्राप्त कर ली, उसे 
देख कर दाँतों तले उगली दबाना पडता है ।” -- 

इस प्रकार कन्नड साहित्य की इस कोयल ने अपनी सुरीली आवाज़ 
में अध्यात्म संदेश भरकर दर्शन के विशाल आकाश में स्वच्छन्द होकर 


विचरग किया। उस के इस विचरण में भाव पक्ष तथा कलापक्ष रूपी दो पंखों 
ने अपना पूर्ण सहयोग दिया । उसके इस अप्रतिम उडान के दर्शन पाकर 


कोई भी व्यक्ति “धत्य-धन्य” का उदगार निकाले बिना रह नहीं सकता। 


लेखक: गिरिजातनय, शिरोक 


+ वही । 


पमन्‍्मध्वाचार्य 
ज[मन्मध्वाचाथ 


भारतीय संस्कृति एक ऐसा पंचामृत है जो इसे महान देश के 
विभिन्न जन समुदायों के आचार विचारों, श्रद्धा विश्वासों और मत 
'सिद्धान्तों के दूध-दही, धी-शक्कर और मधघ्‌ के मधुर मिलन से' सम्पन्न हुआ 
है। इस में योग देनेवालों में ढ्वैत वेदान्त के प्रवतंक श्रीमन्मध्वाचार्य का 
'भी विशिष्ट स्थान है । हे 


दक्षिण कन्‍नड जिसे तुलछुनादु भी कहते हैं मेंसूर राज्य के अन्तर्गत 
"एक छोटा सा परल्तु सुप्रसिद्ध प्रदेश है। इसका उल्लेख रामायण, 
महाभारत, अशोक के शिलालेख आदि में भी शान्तिक' 'तौलव” “आलुव 
'आदि नामों से हुआ है। परश्चिमांबुधि के तरंग ताडित तद पर दक्षिण 
'में चंद्रगिरि नदी से उत्तर में लगभग गोकर्ण तक विस्तृत तुदुनाइु पूर्व में 
गगन चुम्बी सह्यादि से आवृत है। छोटी-छोटी पहाडियों के सिलसिले 
के मध्य-मध्य में बलखाती नदी नालों की दोनों बगलों में लह-छहाते धान 
के खेतों ऐे भरा यह प्रदेश, प्रकृति सुन्दरी की लीला भूमि है। इस 
तुलुनादु या दक्षिण कन्नड़ के मध्य में रत्तहार की मध्यमणि की भाँति 
शोभित उड़पि अत्यन्त प्राचीन पुण्यक्षेत्र है। उड़्पिं ताम उड़पु या 
उडपु का रुपान्तर हैं। कोई-कोई कहते हैं कि अभिशप्त उड़पति चंद्रमा ने 


228 दक्षिण के संत ! 


इसी क्षेत्र में शित्र की तपस्पा की थी, शित्र ने उसे दर्शन देकर शाप 
मुक्त किया। फिर उसकी प्रार्थना पर वहीं रह गये । उस स्थान पर ' 
चन्द्रमौोलीश्वर का मन्दिर वना जो आज भी विद्यमान है। इसी से इस 
स्थान का नाम उड़फि पड़ा। इसी मन्दिर के पीछे अनस्तेश्वर नाम' का 
एक और उतना ही प्राचीन मन्दिर है। दोनों मन्दिरों की बनावट तथा 
अनन्तेश्वर मन्दिर के सामते विद्यमान शिला निर्मित मानस्तम्भ से जो 
केवल जैन 'बसदि' यों के सामने ही रहा करता है, विदित होता है कि 
आरम्भ में ये जेन मन्दिर रहे होंगे। शिव का कहीं भी अनन्तेश्वर नाम 
सुनने में नहीं आता । सम्भव है, ये अनन्तनाव् और चद्रताव नामक तीथे 
घरों के बसदि' (मन्दिर) रहे होंगे। कालान्तर में करणान्तर से वे शिव" 
मन्दिरों में परिवर्तित हो गये होंगे। इन मन्दिरों के पास ही उत्तर की 
ओर उड़पि कृष्ण का प्रत्तिद्ध मन्दिर है। अनन्तेश्वर चन्द्रेश्वर मन्दिरों के 
चारों आंगनों के छोरों पर दो-दो के हिसाब से कुल आठ मठ हैं। यही" 
उडुपि आज माध्वः सम्प्रदाय या द्वत वेदान्त का केन्द्र है। पर आज से ' 
आठ सौ साल पहलेन्यह अद्वतियों का अड्डा था । 


उड़पि से आठ मील पर आग्नेय दिशा में कुंजार गिरि नामक पव॑त: 
पर दुर्गा का एक भव्य मन्दिर है। उसके पदतल में पाजकक्षेत्र नामक 
एक गाँव है। इसके आसपास परशु, धनुष, गंदा, और बाण नामक: 
चार तीर्थ हैं। इसी गाँव में मध्यगेह भट्ट (नडिल्लाय) नामक एक ब्र।हाण 
रहते थे। वेदवती उनकी धर्म पत्नी थीं । 


मध्यगेह भट्ट के दो पुत्र हुए जो शैशव में ही चल बसे । सन्‍्तान के ' 
नाम पर केवल एक पुत्री थी । भट्टजी पुत्र संतान के लिये व्याकुल रहते 
थे। वे हर दिन गाँव से उडपि तक पेदछ जाते और अनस्तेश्वर से पुत्र 
संतान के लिये प्रार्थना करते थे। लगातार बारह साल तक की उपासना ' 
और प्रार्थना के बाद उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। सन्‌ 238 ई० को. 
विजयदशमी के दिन उनके एक पुत्र पैदा हुआ, यही पुत्र आगे चलकर : 


- श्रीमन्‍्मध्वाचार्य 229 


 मध्वाचार्य नाम से विस्यात हुआ । परल्तु उन दिनों उसका नाम' वासुदेव 
“था। 


वासुदेव बड़ा होनहार था। बचपन से ही उसके व्यवहारों से' 

- उसकी शक्तिमत्ता, स्वतन्त्रता, निर्भीकता, अदम्य उत्साह, तथा अपना 

' पथ आप ही बनाने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी। उसके अवयब सुगठित 

' थे, रूप सुन्दर था, व्यक्तित्त आकर्षक। शरीर असाधारण रूफ से' 

बलवान था। आरम्भ से ही उसमें असाधारण प्रवृत्तियाँ दिखाई देती 

थीं। एक बार माँ उसे बेटी के हाथों में सौंप कर किसी काम' पर चली 

' गयी । माँ के ओझलछ होते ही वासुदेव ऐसा रोने लगा कि उसे बहलाने 

के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गये । लाचार होकर बहिन वासुदेव को बेल के 

लिये उबाल कर रखी हुई कुलयी के पास ले गईं। वासुदेव उसे देखकर 

' चुप हो गया और कुलयी मुट्ठी में भर-भर कर खाने लगा। जब 

आखिरी दाना तक उसके पेट में चला गया तभी वह वहाँ से उठा। यह 

बात सुवकर माता-पिता घबरा गये, पर बच्चे ने उसे ऐसा हज्म कर 
' लिया कि कोई अनहोनीं नहीं हुईं । 


एक और घटना है कि एक दित बच्चा वासुदेव: दिन भर दिखाई 
: नहीं पड़ा। सब जगहों में ढूँढा गया, पर कहीं न मिला । आखिर 
: सायंकाल के समय लोगों ने देखा कि वासुदेव एक दुर्दात्त साँड की पूछ में 
' लटका आनन्द से मुस्कुराता आ रहा था । वस्तुतः सबेरे जब साँड चरने 
' के लिये निकल गया था तभी उसकीं पूंछ को पकड़ कर लटकते यह 
' बालक भी चला गया था, दिन भर उसी में झूलता रहा। लोगों ने इस' 
' प्र ध्यान नहीं दिया था । 


कहते हैं कि एक बार कोई कर्जदार कर्ज वसूल करने की तत्कालीन 
प्रथा के अनुसार मध्यगेह भट्ट के घर की देहली पर बैठकर धरना देने 
“लगा तो भटटनी बिना खाये पिये चिताक्रात्त हों गये । यह देख कर 
“वासुदेव कर्जदार को एक पेड के नीचे बुला ले गया और कुछ इमली के 


230 दक्षिण के संता 


बीजों को चुबकर उसके हाथ में यहु कहकर डाल दिया कि लो, अपना 
पंसा। इतना कर वासुदेव घर की ओर भाग गया, कर्जदार ले आश्चर्य 
से देखा कि उसके हाथों में सिक्के भरे हुए थे। वह मध्यगेह भट्ट से यह 
कहकर चला गया कि वे ऋणमुकत हैं, वासुदेव ने सारा ऋण चुका दिया है । 


बेदवती एक बार अपने मायके गयी थी जो उड़फि से छः सात मील' 
दूर उत्तर की ओर नेयस्पल्लि या निडियूरह नामक गाँव में था। वहाँ 
कोई पर्व था। उप्त समय वासुदेव तीन-चार साल का ही था। मध्यगेह' 
भट्ट और उनकी पत्नी बहुत दिनों के बाद मिले। बंधुओं और अन्य अतिथियों" 
के साथ वार्तालाप में तलल्‍लीन थे । वासुदेव इस अवसर से लाभ उठाकर चुपके" 
वहाँ से खिसक गया, कोडऊर, बच्न॑ंजे आदि के मंदिरों से होते हुए सीधे 
उड़पि पहुंचा। इधर बहुत देर के बाद माता पिता का ध्यान वासुदेव 
की ओर गया । उसे न पाकर ढूंढने लगे। अतिथि भी घबरा गये ' | 
आनंदोत्सव रुक सा गया, लोग वासुदेव को ढूँढते चारों ओर निकल पडे; एक 
दल उड़्परि भी पहुँचा । वह दल ज्यों ही अनन्तेश्वर के पास पहुँचा तो 
उससे वासुदेव को बडी शान्ति के साथ मंदिर से बाहर आते देखा। यह 
पूछते पर कि कंसे वह अकेला वहाँ तक आया? किसने मांगे दिखाया ? 
वासुदेव सहज भाव से बोल।-बयों, अकेला कैसा! शंकर नारायण (कोडकर 
मंदिर के देवता) बच्चंजे तक साथ आये और श्रीहरि उड़॒फि तक साथ रहे, 


कुछ दिनों के बाद पिता ने वासुदेव के अक्षराध्यास का श्रीगणेश' 
किया, मध्यगेह भट्ट स्वयं बडे पंडित थे। घर पर ही पुत्र को पढ़ाने 
लगे। वासुदेव की ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे जो कुछ पढ़ाते थे 
वह झट पढ़ डालता था। जब कभी कोई पुराणिक या कथा वाचक' 
कोई प्रवचन करते तब वासुदेव बडे ध्यान से सुनता । फिर विनय के साथ 
उनके दोषों या भूल-चूकों पर उनका ध्यान आकर्षित करता था। लोग 
उसकी इस मेधाशक्ति पर चकित रह जाते थे, कहते हैं कि वह पिता 
तक की ऐसी भूछों को निर्भीकता से परंतु सविनय दिखा देता था। 
उसकी इस अपूर्व मेधा शक्ति को देख कर पाँच साल की अवस्था में हीः 


श्रीमत्मध्वाचाये 23] 


पिता ने उसका उपनयत्त संस्कार करा दिया । इसके उपरांत पास ही 
की एक ग्राम पाठशाला में तियमित विद्याध्ययन के लिये उसे भर्ती 
कराया। पाठशाला के अध्यायक तोटन्तिल्लाय बड़े विद्वात और उपनिषदों 
के विशेषज्ञ थे | उनके पास बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 


अध्ययन से बचे समय में कुजार गिरि पर चढ़ना उतरना वासुदेव 
का अत्यंत प्रिय काये था | वह गिरि और उस पर का वह दुर्गामंदिर है 
भी बड़ा सुन्दर शान्त स्थान । गिरि पर चढ़कर देखें तो पद्चिम सागर से' 
लेकर सह्याद्रि तक के मनोहर दृश्य तन मन को पुलकित करा देते हैं। 
अन्तर को अवर्णनीय शान्ति से भर देते हैं। एक बार वासुदेव गिरि पर 
चढ रात था तो रास्ते के वन प्रदेश में फूरमुटों के बीच से एक भयानक 
घट स फतन फेछाये फूफरारते निकला और वासुदेव पर झपट पड़ा। 
वासुदेव ने अविचल भाव से उसके फन को पकड़ लिया। उसको 
वज्मुड्टि में फैंस कर सर्प चटपटाने लगा। वासुदेव ने वहीं पर उसके 
फन को पावों से कुचल डाछा । इस घटना का स्मारृक आज भी उस 
स्थान पर विद्यमान है। 


वासुदेव ने इस पाठशाला में संस्कृत साहित्य, न्याय, व्याकरण, वेद- 
वेदान्त आदि का अध्ययन किया । अध्यापक जब पढ़ाते थे तब उनके 
अन्तर्ध्यात पर पडा पर्दा मानों हुट सा जाता था। सब कुछ अनायास हृदयंगम 
हो जाता था । अतः वह अन्य छात्रों की भाँति सदा पुस्तकें लिये कम 
बैठा रहता । अधिक समय खेल कूद में तैरने, 'शक्ति शिलाओं' को 
(कन्नइ-शक्तिकल्लु) उठाने में लगाता था। उसके पँजे सें फेस कर छुट 
पाना बडे बडे शक्तिशालियों को कठिन हो जाता था । एक बार उसने 
एक बहुत बड़े भारी शिलाखंड को अकेले उठाकर गाँव के बाँध में छगा 
दिया था जो आज भी उनकी भीमशक्ति का साक्षी बना खडा है। लोग 
उनको ठीक ही भीमसेत कहा करते थे। वासुदेव को अधिक समय खेलकदों 
में लगाते देख अध्यापक बिगड़ पडे और शिकायत की कि वह पाठों की 


२2.2: दक्षिण के संत 


उपेक्षा करता है। वासुदेव ने कहा कि मैं पाठों को भरी भाँति 
जानता हूँ। अध्यापक ने परीक्षा के लिए प्रश्त किये तो बाखुदेव के उत्तरों 
से विस्मित हो गये और हर्षातिरेक से मौन हो गये । 


पाठशाला का अध्ययन समाप्त सा हो रहा था । वासुदेव के 
पाठशाला से बिदा लेने का समय निकट आ रहा था। इसी समय 
अध्यापक वासुदेव को ऐतरेब उपनिषद पढ़ाने लगे । वासुदेव की अत्यंत प्रिय 
उपनिषद्‌ थी यहु । इसके प्रति आजीवन का उनका विशेष पक्षणात रहा। 
अध्यापक जब इसका विवेचन उसी पुरानी घिसी-फिटी व्याख्या की परिपाटी 
से करने लगे तो वासुदेव ने अध्यापक को अरहूग ले जाकर अपनी 
नयी व्याख्या सुनाई। यह सुनकर अध्यापक इतना प्रभावित हुए कि 
उनके हृदय में हरि भक्ति उमड़ सी पड़ी । प्रसन्नता से उन्होंने अनुभव 
किया कि शिष्य ने अपुर्व और अमूल्य गुरु दक्षिणा इस व्याख्या के रूप में 
चुकायी । आनतंदाश्रु से भीगे नयनों से कृतज्ञता पूवेक शिष्यों को देखा । 
सज्जनों में सच्ची हरि भक्ति को जगाने और संसार में भक्ति और उपासना 
का मार्ग प्रशस्त करने का आशीर्वाद देकर वासुदेव को बिदा किया । 


वासुदेव का मन गेरुओ की ओर आकर्षित हो रहा था। उसे अनुभव हो 
रहा था कि मैं केवल खा-पी कर चल पड़ने के लिये नहीं आया हूँ । मुझे 


बहुत कुछ करना है। इसके लिये मुझे सन्यास लेना है। 


इस प्रकार अपने को महान उद्देश्य के लिये अपित करने का संकल्प 
करके ऐसे गृह की खोज में निकले जो उन्हें सन्‍यास मार्ग पर ले जा सके । 
ऐसे गुरु के लिये उन्हें अधिक दूर नहीं जाना पड़ा । उन दिनों उड़॒पि 
अद्वैतियों का केंद्र था। बंडार केर मठ के स्वामी जीं अच्यत प्रेक्षाचार्य 
अद्वेती सन्‍्यासी थे । उन दिलों वे उड़॒पि में ही थे। वासुदेव सीधे उन्हीं 
के पास पहुँचे। इधर अच्युत प्रेक्षाचार्य जी को ऐसा आभासित होने छगा 
था कि ईश्वरानग्रह से उन्हें एक ऐसे शिष्य की प्राप्ति होगी जो संसार 
में एक तया प्रकाश फैलायेगा। उड़पि की कीति को चारों ओर फैला 
देगा, वासुदेव के तेजोदीप्त व्यक्तित्व को देखने पर उनको छगा कि 


आओमनन्‍्मध्वाचार्य 233 


शायद वह शिष्य यही है। उन्होंने वासुदेव का प्रेमपूर्वक स्वागत किया । 
उसकी प्रार्थना पर उन्होंने उसे सन्‍्यास की पूर्व तैयारी के लिये ब्रह्मचारी 
के रूप में स्वीकार कर लिया । 


मध्यगेह भट्ट पुत्र की छगातार अनुपस्थिति से शंकाकुल होकर 
उससे मिलने के लिये उड़फि पहुंचे। अच्युत प्रेक्षाचार्य की सन्निधि में 
पुत्र को देवा। तब उन्हें पता लगा कि पुत्र सन्‍्यास लेने के विचार में 
है। यह सुनकर उनके पितृ-हृदय को ऐपा धक्का लगा कि मानो पांव के 
नीचे से ज़मीन खिसक गई। वे उसे समझाने बुझाने और कातर 
होकर गिड़-गिड़ाने लगे कि सन्‍्यास लेने का विचार छोड़ दे । पर बासुदेव 
के अटल निर्धार के सामने सब व्यर्थ हुआ। निराश पिता ने अपना 
बौद्धिक सन्‍्तुलन ही खो दिया और पुत्र के पाँवों में पड़कर प्रार्थना करने 
रूगे कि वह सन्यास न छे। कुछ करने गये थे और ही कुछ कर गये । 
पिता का पुत्र के पांव लगना अमंगल या अपशकुन सूचक है। बासुदेवने 
दृढ़ और शान्त स्वर में कहा कि एक पुरुष का अपने से कम' अवस्थावाले 
का पांव लगना-खास कर पिता का पुत्र के पांव लगना तभी उचित मानता 
जायेगा जब कि वह कम अवस्थावाला या पुत्र सन्‍्यात्ती हो। मेरे 
आगे आपके इस प्रकार स्वेच्छाकृत साष्टांग प्रणाम में मुझे कोई ईइवरीय 
संकेत दिखाई देता है, लगता है कि मेरा निर्धार उचित ही है। मानों 
यह एक भविष्यवाणी है । 


मध्यगेह पुत्र की बातें सुनकर निरुत्तर हो गये। घर लौठकर 
सारी घटना पत्नी को कह सुतायी। दोनों ने अनुभव किया कि यह एक 
शोसी क्षति है जिसकी पूृति कभी नहीं हो सकती । फिर भी कुछ समय 
'तक सब कुछ सह कर घटना की गति विधि को देखने का प्रयत्न किया । 
'पुत्र के विचार में कोई परिवर्तत न हुआ तो फिर एक बार पुत्र को समझान 
के विचार से चल पडे । उस समय वासुदेव अपने गुरु के साथ मंगलूर 
से दक्षिण नेत्राववी के पार कयर गाँव में भ्रमण कर रहे थे। समाचार 


234 दक्षिण के संत 


पाकर मध्यगेह भट्ट वहाँ पहुँचे। उस गाँव के कुत्याडि-मठ में पुत्र से 
मिले, अशान्त और दुःखी पिता और दृढ निर्धार वाले पुत्र में वाद-विवाद' 
हुआ । पुत्र के हुठ पर पिता इतना ऋ्रुद्ध हुए कि आत्म-हत्या कर हेने की 
धमकी दी। वासुदेव ने अविचल भाव से अपना वस्त्र फाड़ा, एक 
टुकुड़ा लेकर सनन्‍्यासी की भान्ति कौपीन धारण किया और पिता को 
चुनौतो दी कि मैंने सन्‍्यास ले लिया, आप अफ्नी बात (आत्म-ह॒त्या) 
कर दिखायें, प्रकृति भी मानों सांस रोककर यह सब देख रही थीं ४ 
कुछ क्षण निस्तब्धता रही । दोनों ओर का उद्बेग कुछ ठंडा पड गया तो 
वासुदेव ने पिता से विनय पूर्वक प्राथेना की कि आए मेरे इस महान तथा 
इलाघनीय निर्धार में बाधा न डालें, फिर फ्ता की दीन दशा पर विचार 
करके वचन दिया कि जब तक एक अनुज न जस्मेगा तब तक मैं सनन्‍्यास 
न लगा | पिता ने विवश होकर कहा कि अगर वासुदेव की माता मान ले 
तो उनको भी कोई आपत्ति न होगी | 


कुछ समय बाद मध्यगेह भट्ट की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया 8 
खंबर पाते ही वासुदेव अपने घर को दौडे । सन्यास लेने के लिये माता 
की अनुमति माँगी, पुत्र के सुख शान्ति में ही अपना सुख शान्ति देखनेवाली 
माता ने यह सोचकर अनुमति दी कि पुत्र कहीं भी रहे प्रसन्न और 
यशस्वी रहे। 


माता-पिता की चरणधूलि सिर पर लगाकर अनुमति और शुभाशीर्वाद 
के साथ वासुदेव सीधे गुरु के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि अब सन्यास 
दीक्षा दे दें । 


गुरु ने सहर्ष मान लिया शुभ दिन निश्चित किया गया। उस्त दिन 
अनंतेश्वर मंदिर अलंकृत किया गया, सेकडों लोग मंदिर में एकत्रित हुए । 
शभ मुहते में मुंडित केशी गैरिव्य-वस्त्र धारी, तेजोदीप्त वासुदेन ने बाल 
सनन्‍्यासी के रूप में हाथों में दण्ड कमण्डल लिए मन्दिर की प्रदक्षिणा की, 
तब गर्भगृह में प्रवेश करके अनन्तेश्व॒र के आगे साष्ठांग प्रणिपात किया 


श्रीसन्मध्वाचार्य 243६९. 


तो सहल्नों प्रेक्षकों के हृदय क्रिस्ली आवर्णनीय अनुभूति से भर आए, नयनः 
अश्वपृर्ण हो गये। श्री बच्युत प्रेक्षाचार्य ने उन्हें विधिवत संन्यास दीक्षा 
दी, पदतल में प्रणीत वासुदेव के सिर पर वरद हस्त रखकर भाशद्यीर्वाद 
देते हुए उनको पूर्णप्रज्ञ! नाम से अंकित किया। लोगों ने यह दृश्य देखकर: 
अपने नयनों को सफल समझा । उड़॒पि के इतिहास के इस महान 
युगान्तरकारी अवसर को एक मंगलमय सुवर्णावसर अनुभव किया । 


अच्युत प्रेक्षाचायें चाहते थे कि उनका अम्ाधारण प्रियशिष्य पूर्णप्रज्ञ" 
अद्वेत थिद्धान्त -का पारंगत होकर उप्ते दिग्दिगन्त तक फैलाये। अत: 
उन्हें चुने हुए अद्वेत सिद्धान्त के ग्रन्थों को पढ़ाने छा विचार किया, . 
अध्ययन के लिए पहले दष्टपिद्धि| नामक ग्रन्थ चुना गया, पू्णप्रज्ञ ने 
आदि से अन्त तक इस ग्रन्थ को दत्तावधान होकर सुना, तब विनयपूर्वकः' 
उस ग्रन्थ के बत्तीस दोषों को दर्शाते हुए कहा कि ऐसी भूलों से भरे ग्रन्थ” 
पर समय व्यर्थ करना निरर्थक है। * 


इस घटना के बाद ग्रु शिष्य में ऐसी मानप्तिक तनाव पैदा हो गई,.. 
अध्ययन के पग पग पर ऐसे आक्षेप और आपत्ति पैदा होती गई कि गृरुः 
उनका समाधान नहीं कर पाये; अतः अध्ययन रुक सा गया । पर मठ केः 
अन्य कार्यों में पूर्णप्रज्ञ गुरु को पूर्ण सहयोग देते रहे, गुरु सेवा, पूजा, ध्याव 
से प्राप्त अवकाश को श्रीम'द्भागवत के अध्ययन में लगाते थे, वे पाँच छः- 
भिन्न-भिन्न प्रतियों को लेकर बैठते, सावधानी से उनके पाठान्तरों की 
तुलना करते, दोषों और अशुद्धियों को सुधार कर आवश्यक आधारों के 
साथ प्रमाणित कर दिखाते कि उनका सुधोरित पाठ ही ग्रन्यकर्ता कर 
सम्मत पाठ है। ऐसा लगता था कि इन निर्णयों में पूण्णप्रज्ञ का” 
प्रातिभज्ञान या जन्मान्तर का संस्कार उनको पथ प्रदर्शित करता था। इन' 
निर्णयों पर उनके प्रतिपक्षी पर्याप्त तक वितक करते थे। जब मध्वाचार्य: 


236 दक्षिण के संत 


(पूर्णाप्रज्ञ) अपने प्रबल प्रमाणों से उनका समाधान करते थे तभी प्रतिपक्षी 
उन्हें मान लेते थे। इन में इस तरुण सन्यासी के वेद-बेदांग, पुराण 
इतिहास आदि के इस अपार ज्ञान पर चकित होकर सोचते कि इतनी 
अल्पावस्था में इतना अध्ययन इसने कब किया ? 


मध्वाचार्य जैसे जैसे गीता. उपनिषदों की गहराई में जाते थे वैसे- 
“वैसे उनकी अद्गेत परक व्याख्या उन्हें असंगत लगती गई। प्रति दिन 
अपने नवीन विचारों, व्याख्याओं और सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते जा 
“रहे थे। उनके श्रोताओं की संख्या बढ़ती-जा रही थी। प्रति दिन 
“कुछ नये अंशों की व्याख्या होती थी, पुराने सिद्धान्तों को चुनौती दी जाती 
'थी। किसी पुरानी समस्या पर नया प्रकाश डाला जाता था। उनके 
साथ बिताये जबनेवाले प्रत्येक क्षण प्रकाशमय होते थे। श्रोताओं का 
अन्तस्तल नूतन प्रकाश से दीपित हो उठता था। अतः प्रतिदिन अधिक 
से श्रोता उनका प्रवचन सुनने के लिये उत्सुकता से एकत्रित होते थे। 
इन प्रवचनों के द्वारा मध्वाचार्य की जो प्रतिभा और प्रभाव प्रकट होता 
जाता था' उसे देख देख कर गुरु अच्युत प्रेक्षाचायें मत ही मन इस उदीयमान 
सूर्य के मध्यात्ष की प्रभा की प्रवरता की कव्पता कर पुलकित हो रहे थे । 
“अपने परम्परागत अद्वेत परक विचारों में स्वयं अटल रहते हुये भी इस 
असाधारण शिष्य के नवीन विचारों का स्वागत करते थे और उन्हें अपने 
पी फप्थ पर आगे बढ़ने में बढ़ावा देते थे। उन्होंने निश्चय क्या कि 
मध्वाचार्य को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी अभिषिक्त कर मठ को 
“उनके सशक्त हाथों में सौंप दें। इसके लिये दिन भी निश्चित किया 
“गया। उस दिन शुभमुहूत में प्रथानुसार अनुष्ठानों को पूर्ण करके गरुने 
अध्वाचार्य पर शंख जल का प्रेक्षण किया, फिर उन्हें शुभाशीष के साथ 
'आननन्‍्दती रथ! नामक नये अभिधान से अलंकृत किया और मठ का उत्तरा- 
घिकारी घोषित किया । 


ओर मन्मध्वचार्य 237 


दक्षिण कन्नड़ बौद्ध, जेन, शव, अद्वेत, शाक्‍त, 'भूताराधता? जैसे” 
अनेक मत सम्प्रदायों का संगम स्थल रहा है। शंकराचार्य जी के प्रभाव” 
से बौद्ध सम्प्रदाय का नामावशेष हो गया था, जैन प्रभाव भी क्षीण दशा” 
में था। फिर भी इन सम््रदायों के बड़े-बड़े पंडित थे, बारहवीं शताब्दी 
में जिस वीरशव मत ने सिर उठाया था उसके प्राबल्य से लगता है मानों 
वर्णाश्रम धर्म की आधार शिला पर स्थित सनातन वैदिक मत जड़ मे ही 
लड़खड़ा गया । सर्व समानता की घोषणा करनेवाले इस नवीन मत की' 
ओर आकर्षित होकर झूंड के झूंड वेदिक मतानुयायी इसके झंडे के नीचे 
एकत्रित होने लगे थे । वेदिक अद्वेत मत ने शायद इसे रोकने की ओर 
ध्यान नहीं दिया था। सम्भवतः वे “अह ब्रह्मास्मि” तथा “ब्रह्म सत्यं- 
जगन्मिय्या” का मनमाना विपरीतार्थ लगाकर जड़ता की स्थिति को” 
पहुँचे थे। सिद्धान्त में और व्यवहार में सामरस्थ न रखकर असंगत तक 
ब्म्तिक और शास्त्रार्थों की कलाबाजी में ही वे लगे हुये थे। शायद 
युगदर्शी विचारशील तरुण सन्यासी मध्वाचार्य जी का ध्यात सनातन धर्म 
की रक्षा के लिये एक नवीन सिद्धान्त को स्थापित करने की ओर. 
गया । 

मठ के उत्तराधिकारी बनने के वाद मध्वाचार्य अपने विचारों को 
सुव्यवस्थित रूप देने की ओर, उन्हें सुदृढ़ नयी आधार शिला पर स्थापित 
करने की ओर धीरे-धीरे प्रवृत्त हुये । उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने 
लगी। दूर दूर से जन, शव और अद्गत मत के ताकिक पंडित 
उनकी ख्याति से खिचकर शास्त्रार्थ करने के लिये आने और पराजित 
होकर या तो उनके अनुयायी बनने या चुपके से पलायन करने लगे 
पुरानी मान्यताओं की नींव के पत्थर हिलते छगे। मध्वाचार्य जिस 
वातावरण में साँस ले रहे थे उसमें लोगों ने एक नव चैतन्य का, स्पंदन का 
अनुभव किया । मध्वाचार्य उन्हें एक नवीन शक्ति के स्रोत के रूप में 


238 दक्षिण के संत 


दिखाई पड़े । प्रवचनों शासत्राथों और घर्चाओं के द्वारा मध्वाचार्य के 
नये संदेश के दिव्य भवत के लिये शिलान्यास हो गया। आवश्यक 
सामग्रियाँ एकत्रित हो गयीं। समय का संकेत समझ कर मध्वाचार्य 
शांकर मत के दुबल पहलओं पर प्रह्दर पर प्रहार कर अपनी शर्त्रित 
सामथ्ये को निर्दिष्ट करने लगे। वेदिक् संप्रदाय के अन्दर जो कोई 
'अवना नवीन पंथ बनाना चाहता है उसे प्रस्थानत्रय अर्थात्‌ ब्रह्मपृत्र, 
उपनिषद्‌ और गीता का अपना' नवीन भाष्य उपस्थित करना पड़ता है। 
'मध्वाचार्य शांकर भाष्य का खण्डन तो कर रहे थे पर अभी अपना नया 
'भाष्य उपस्थित नहीं किया था। अच्चूत प्रेक्षाचार्य ने नये भाष्य लिखने 
की चुनौती दी । मध्वाचार्य ने इसे स्वीकार कर लिया । 


इस बीच वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थाटन कर आने का निश्चय 
'कर अपने गृह के साथ तिकल पड़े । पहले दक्षिण भारत की यात्रा' की । 
केरल के विभिन्न क्षेत्रों का सन्‍्दर्शन कर तिरुवन्तपुरम पहुँचे । वहाँ से 
'कन्याकुमारी और रामेश्वरम्‌ पहुँचे । रामेश्वरम्‌ में चातुर्मास्य व्रत समाप्त 
कर वापसी यात्रा करते हुए दक्षिण-भारत के तत्कालीन महान पंडितों से 
मिले, दशत सम्बन्धी अपनी नवीन उपलब्धियों को उनमें बांदा । लौटते 
समय चन्द्रगिरि नदी तट पर के एक मन्दिर में ऐतरेयोपनिषद पर अत्यन्त 
“रोचक भाषण देते हुये मध्व ने श्रोताओं को एक दिलचस्प बात यह बतायी 
कि हर वैदिक सूकत के तीन तीन अथ होते हैं, महाभारत के प्रत्येक इलोक 
के दस दस अथ होते हैं और विष्णु सहस्त नाम के प्रत्येक शब्द के सौ सौ 
अथ होते हैं। श्रोताओं ने आचार जी को बीच में ही रोककर रूलकारा 
कि वे सहस्न नाम के एकाध शब्ध के सौ सौ अर्थ बताकर अपने कथन को 
प्रमाणित कर दिखायें आचारये जी ने पहले पहल विवेचन के लिये “विश्व! 
'शब्द को >ैकर श्रोताओं से कहा कि दत्तावधान होकर सुनें। फिर वे 
ईबश्व शब्द की व्युत्पत्ति को व्याकरण शास्त्र के अनुसार समझाने छगे तो 


आओमन्‍्सध्वाचार्य 239 


ड्याकरण की जटिल उलभनों में फंवी श्रोताओं की बुद्धि लड़खड़ाने लगी 
और धारण शक्ति चकराने लगी तो पंडितों ने उसे ग्रहण करने में अपनो 
'असमर्थता प्रकट कर क्षमा मांगी । तब मध्वाचायं ने उसका विवेचन 
बन्द किया । 


लगभग सांत वर्षों तक उन्होंने दक्षिण-भारत की यात्रा की । उनके 
अनुयायी अनुरोध कर रहे थे और प्रतिरोधी चुनौती दे रहे थे कि हो सके 
तो वे प्रस्थान त्रय की अपनी व्याख्या या भाष्य प्रस्तुत करें, अपने नवीन 
दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित करें। मध्वाचार्य स्वयं ही इस दिशा में संकल्प 
'कर चुके थे। पहले उन्होंने भगवदगीता को चुना । उनके मन्‍्तव्य के 
'अनूसार श्री शंकराचार्य और रामानुजाचारय्य दोनों इसके मूल तत्त्व का 
उद्घाटन करने में चूक गये हैं। अतः श्री कृष्ण के इस अमर-संदेश के 
वास्तविक अर्थात्‌ स्वयं ग्रंथकर्ता के सम्मत अन्तरार्थ को प्रकट करते हुए 


णीता की नयी व्याख्या उपस्थित की । इसके बाद ब्रह्मसूत्र का भाष्य 
लिखना प्रारम्भ किया । 


इसी समय उनके हृदय में हिमालय की यात्रा कर, आने की अदम्य 
इच्छा पेदा हुईे। वे हिमालय के उत्तृंग शिखर में विद्यमान बद्रिकाश्रम 
में जाकर भगवान बादरायण का साक्षात्कार करना चाहते थे। यातायात 
'की किसी सुविधा रहित उस यूग में उडुपि से बद्रीनाथ तक की यात्रा 
'करना कैसा साहसिक कार्य है इसका अनुमान सहज ही कर सकते हैं । 
्यरन्तु दृढ संकल्प और अदम्य इच्छा शक्ति को असाध्य क्‍या है? इस 
महान यात्रा के लिये अपने को पूर्णरूप से सन्नद्ध करने और आत्मिक शक्ति 
'को जगाने के लिये उपवास और प्रार्थना करने लगे । दइृष्टसिद्धि के लिये 
अपने को पवित्रतम बनाने और अन्तर को व्यास भाव से भरने लगे। 
कहते हैं कि इस यात्रा की आखिरी मंजिल पर प्रस्थान करने के पहले 
आचाये जी अड़तालीस दिन तक “काष्टमौन' ब्रत धारण करके ध्यान मग्न 


240 दक्षिण के संता 


हो गये । तदुपरान्त एक उष:काल में उन्होंने अपती यात्रा अकेले जारी 
करते हुये अपने शिष्यों को निम्न बदरी में ही रोककर कुछ सन्देश लिख 
देना चाहा । क्योंकि आगे की यात्रा लम्बी, कष्टसाध्य, और अपायकर 
थी। नश्वर मानव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने 
लिखा--यह स्थाव पवित्र है, विष्ण सर्वोत्तम है, मेरे वचन सबके श्रेय के 
लिये हैं। मैं भगवान बादरायण के प्रति अपना गौरव निवेदन करने जा 
रहा हैं। कह नहीं सक्रता कि लौटकर आऊँगा कि नहीं। भगवान 
आपका मंगल करें ।' 


यह एक महान आध्यात्मिक साधना थी। भगवात बादरायण भारतीय 
अध्यात्म के अस्युक्षत शिखर हैं। मध्वाचाये अपनी आत्म शक्ति से 
उस अत्यन्नत शिखर तक पहुंच कर, बादरायण का साक्षात्कार करके उनसे 
दृष्ट सिद्धि प्राप्त की | अपने सूत्र भाष्य पर उनकी सम्मति और आशीर्वाद 
प्राप्त किये । 


लौटती यात्रा में वे अनेक भाट्ट, प्रभाकर, नैयायिक, वैशेषिक, बौद्ध 
तथा चार्वाके मन के पंडितों से मिलकर शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित ,करके 
अपने संप्रदाय में परिवर्तित कर लिया। इनमें गोदावरी में उनके मत 
ग्रहण करनेवाले दो ध्रंधर विद्वानों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बे हैं 
शोभन भट्ट और द्यामशास्त्री । शोमन भट्ट बाद में पद्मताभ तीर्थ नाम 
से प्रसिद्ध हुए। श्यामशास्त्री जो कलिग-राज्य के एक बडे अधिकारी थे, 
बाद में नरहरि तीथ नाम से प्रत्रिद्ध हुए । ये मध्व सिद्धान्त के आधार 
स्तंभ और मध्वाचाये जी के उत्तराधिकारी बने । 


उड़॒पि वापस आते के बाद नये भाष्य को लेकर गृरु अच्युत प्रेक्षा- 
चार्य और शिष्य मध्वाचारय में पर्याप्त चर्चा हुई । अच्युत प्रेक्षाचायं की 
आस्था अद्वेत सिद्धान्त के प्रति अब भी अटल थी। अन्ततोगत्वा गुरु को 


श्रीसन्‍्म प्वाचाय 24] 


शिष्य के अकाट्य तकों के सामने शस्त्र डाल देना पडा। जिस गुरू से 
मध्वाचार्य ने सन्‍्यास दीक्षा ली थी उत्ती को अपने नवीन मत में परिवर्तित 
कर लिया | मुर ने प्रसन्नता से नवीन मत स्वीकार कर लिया। मध्व॑ 
उनके प्रिय शिष्य थे। अतः गुरु ने अपनी फ्राजय को सब से बड़ी विजय 
मानी । “सत्र जयमेवेच्छेत्‌ शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ ।” उड़्पि के अन॑तेश्तर 
मंदिर में जिस स्थान पर आसीन होकर मध्वाचार्य प्रवचन किया करते 
थे और अन्य विद्वानों कों अपने मत में दीक्षित कर लेते थे वह स्वान आज 
भी सुरक्षित है । 


एक दिन बड़े तड़के मध्वाचार्य उड़पि से तीन मील दूर समुद्र में 
सस्‍्तान करने गये । स्नान और संध्या के बाद स्तोत्र करते करते उनका 
मन श्रीकृष्ण में तल्लीन हो गया । वे समाधिस्थ से हो-गये। मुख से 
अपने आप स्तोत्र पर स्तोत्र निकलते गये। ये श्लोक आज भी द्वादश 
स्तोत्र" नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी दशा में उनको लगा कि भगवान कृष्ण 
भक्तों की सुविधा के लिये उड्पि को आ रहे हैं। समुद्र तट पर कुछ 
समय तक ध्यानमग्न रहने के उपरान्त उन्होंने आँखें खोंलीं- तो सामने कुछ 
दूरी पर समुद्र में संकटग्रस्त एक पोत को देखा। पोत पथश्रस्ट होकर 
समुद्र तल के रेत में धंस गया था, उसे हटाने के लिये किये गये नाविकों 
के सारे प्रथलल असफल हो गये । कहते हैं कि मध्वाचार्य जी ने परिस्थिति 
को पहचान कर अपना करवस्त्र उठाया और पोत को देखकर करवस्त्र को 
हिलाया। पोत धीरे धीरे हिलने छगा और अपने स्थान से खिसक कर 
समुद्र में तेरने लगा। पोतपति प्रसन्नता से नाच उठे । बह एक व्वापा- 
रिक पोत था। पोतपति मध्वाचार्य जी के पास आया। उन्हें साष्टांग 
प्रणाम कर अपनी क्ृतज्ञता. प्रकट करते हुए प्रार्थना की कि वे अपनी इस 
कृपा के बदले कोई भेंट स्वीकार करें। 


लोगों ने देखा कि मध्वाचार्य ने स्वर्ण रत्तादिक नहीं माँगे । उन्होंने 
कहा-- तुम्हारे पोत में गोपीचंदन के बहुत से ढोंके हैं। उनमें से कुछ 
ढोंके मुझे दे दो । व्यापारी ने बड़ी प्रसन्नता से मान लिया । तुरंत कई , 


6 


242 दक्षिण के संत 


बड़े बड़े गोपी चंदन के ढोंके मँगवाकर उनको प्रदान किये । उनमें एक 
ढोंका बहुत बड़ा और भारी था। मध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों को 
आदेश दिया कि उस बडे ढोंके को बडी सावधानी के साथ उठा लायें। 
जब लोग सावधानी से उस्ते उठा लाने लगे तो मध्वाचायं तनन्‍्मय होकर 
स्तोत्र पाठ करने लगे । मठ के निकट आते आते उन्होंने स्वयं उसे उठा 
लिया। मठ को पहुँचकर बड़ी सावधानी से उस ढोंके को तोडा । लोगों 
ने विस्मय के साथ देखा कि उसके भीतर से एक प्रस्तर मूति निकली। 
बड़ी श्रद्धा से उसका प्रक्षाऊत्त किया गया । वह मंथनकाष्टधारी बालक्ृष्ण 
की एक अति रमणीय प्रस्तर प्रतिमा थी। कहा जाता है कि यह प्रतिमा 
द्वारका से आयी थी। तुरंत इसके लिए एक मंदिर बनवाने की व्यवस्था 
की। अनंतेश्वर और चंद्रेश्वर मंदिर के उत्तरी आंगन के पारश्वं में ही 
एक सादा सा पवित्र मंदिर बन कर तेयार हुआ । शुभ दिन में स्वयं 
मध्वाचार्य ने अपने हाथों उस मंदिर में बालकृष्ण की वह अनुपम 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की । नियमित रूप से उसकी पूजा और उत्सव 
चलाने की व्यवस्था की । 


उड़॒पि में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने जो मध्वाचाये के सहपाठी भी 
थे उनके छोटे भाई के होतीत्व में एक बहुत बड़ा यज्ञ कराने का संकल्प 
किया थः । जब सब सामग्रियाँ इकठठी हो गईं तब 'मरडित्ताया नामक 
एक प्रबल व्यक्ति ने इसमें बड़ी बाधा डाली । बात बहुत बढ़ गयी तो 
सहपाठी ने मध्वाचार्य की मदद माँगी । तत्कालीन सरकार गांवों के ऐसे 
विषयों में कुछ भी कर नहीं पाती थी । परंतु उस समय गाँवों में 
ग्राम-पंचायतें बहुत शक्तिशाली थीं और ऐसे मामलों को बडी सूझबूझ के 
साथ हल करती थीं। मध्वाचाय ने ग्राम पंचायत की सहायता से यज्ञ 
को निविघ्त रूप से संपन्न कराया । 


बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से वदिक संप्रदाय के यज्ञों में होनेवाली 
पशुबलि की प्रथा. बहुत कुछ घट गयी थी। फिर भी वह बिलकुल बंद 


श्रीमन्मध्वाचार्य 243 


नहीं हुई थी। समय समय पर इधर उधर अजमेध जैसे थज्ञ हुआ करते 
थे। मध्वाचार्य जी ने इस प्रथा को पूर्णतया बंद कराते का निश्चय किया । 
उन्होंने इसके विरुद्ध शक्तिशाली आवाज़ उठाते हुए कहा कि कलियुग में 
ऐसे हिसात्मक यज्ञ अनुचित हैं। उन्होंने जीवित पशु के स्थान पर “पिष्ट 
पशु (आटे से बनाये गये पशु) को लेकर यज्ञ करने का सुझाव दिया। 
उनके प्रभाव से कम से कम मध्व मतानुयायियों में हिसात्मक यज्ञ पूर्णतया 
बंद हो गया । उसके स्थान पर िष्ट पशु” का यज्ञ प्रचलित हुआ। 


मध्वाचाय अब लम्बे समय तक उड़्पि में ही रहकर अपने नृतन 
सिद्धान्त को जिसे द्वेत सिद्धान्त कहते थे व्यवस्थित, सुदृढ़, दार्शनिक रूप देने 
के कार्य में लगे रहे। उनके सूत्र भाष्य का घारों ओर स्वागत किया 
गया। उनकी इच्छा फिर एक बार बद्विकाश्रम की यात्रा करते और 
उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के दर्शत करने की हुईैं। इस बार अनेक 
शिष्यों के अतिरिक्त लगभग पचास सहायकों को भी साथ लेकर निकल 
पडे। उत्तर कर्नाठक होते हुए महाराष्ट्र में पहुँचे । महाराष्ट्र में तत्कालीन 
महादेव नामक कोई राजा बहुत बडा जलाशय बनवा रहा था। लोगों 
से बलातू बेगारी करायी जाती थी। कोई भी सुस्त यो बेकार आदमी 
मिलता तो उसे राजा के कमंचारी घर पकड ले जाते और उस जलाशय के 
काम में छगा देते थे। जब मध्वाचार्य जी की टोली उधर से गुजरती 
दिखाई पड़ी तो उनसे भी जलाशय खोदने का काम करने को कहा गया । 
इससे मध्वाचार्य के प्रयाण में बड़ी बाधा पड़ी । वे मोह मन्त्र का प्रयोग 
कर इस मुसीबत से बच निकलने का निश्चय कर घैयें के साथ उस राजा 
से मिले । उन्होंने राजा की आँख से आँख मिलाकर कहा कि उन्हें और 
उनके अनुयायियों को बेगारी करने में कोई आपत्ति नहीं । मगर वे छेसे 
श्रम से अनभिज्ञ हैं। अगर राजा स्वयं कार्य करके आदर्श उपस्थित करें 
तो वे भी शौक से करेंगे । राजा उनकी बातों में आकर खुदह्दल लेकर 
मिट्टी खोदने लगा । जब वह अन्य श्रमिकों के साथ मिलकर अपने आपको 
भलकर मिट्टी खोदता जा रहा था तब मध्व उसे देख कर मुस्कुरा पडे और 


244, दक्षिण के संत 


अपने अनुयायियों के साथ आगे चले गये । मार्ग की कई कठिनायों और 
खतरों का सामना करते हुए गंगा तट पर पहुँचे । उन दिनों गंगा के उस 
पार का राज्य जलालद्ीन खिलजी के शासन के अन्तर्गत था। वह सत्तर 
साल का वृद्ध था। वह शान्तिप्रिय, विद्या और कला प्रेमी था । पर बाहरी 
देश के आगन्तुकों को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। अतः सीमा पर 
कड़ा प्रतिबंध था। 


मध्वाचायं और उनके साथियों को गंगा पार जाने के लिये कोई 
नाव या अन्य सहारा नहीं मिला। पर उनका उत्साह 
और साहस गंगा के प्रवाह के समात ही अदम्य था। वे अपने 
साथियों को लेकर गंगा में उत्तर पड़े और अतायास उसे पार किया | 
पर जलालद्वीन के राज्य में पैर रखते ही पहरे में तैनात सैनिकों ने उन्हें 
रोक कर धमकी दी कि राजाज्ञा के उल्लंघन के अपराध में वे सब के सब' 
कंद किये जायेंगे और मौत के घाट उतार दिये जायेंगे। आधघचाये जी ने 
बड़ी निर्भीकता के साथ उनको समझायां कि वे कोई जासूस नहीं । वे बादशाह 
से भेंट कर बातें करना चाहते हैं। सेनिक उनसे प्रभावित होकर मान' 
गये और ले जाकर उन्हें बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह को 
ताज्जुब हुआ कि वे कंसे गंगा पार कर आये; कैसे सैनिकों के हाथों से 
बच गये । 

उस समय मध्वाचार्य ने मीठी फ़ारसी में उससे जो बातें की उससे 
बादशाह और ताज्जुब में पड़ गया, उसकी सहृदयता जागृत हुई। परस्पर 
अविश्वास में बातें शुरू हुई थीं; पूर्ण विश्वास में समाप्त हुई। बादशाहने 
मध्वाचाय के व्याक्तित्व और विद्धत्ता से प्रभावित होकर उन्हें एक 
जागीर दी। पर आचाये ने उसे विनय के साथ उसी को छौटा दिया । 
सैनिक उन्हें दंड दिलाने के लिये बादशाह के पास ले गये थे पर बादशाह 
से पुरस्कृत होकर सम्मानित अतिथि के रूप में बिदा हुए । 


श्रीमन्मध्वाचायें * 245 


आगे की यात्रा पूरी कर बद्रीनाथ पहुँचे | बादरी वृक्ष के नीचे 
बादरायण की उपाधता कर उनके दर्शन पाये । उनकी आत्मा अमितानंद 
से भर गई। यहीं पर इन्हें आठ बढ़े-बड़े अमूल्य सालग्राम प्राप्त हुए । 
कहा जाता है कि स्व्रयं व्यास महा्षि ने इन्हें उत्तकों प्रदान किया था। 
उनके रचे महान्‌ ग्रंथों में महाभारत तात्पय निर्णय” नामक ग्रंथ इसी महान 
यात्रा का स्मारक बता हुआ है । 


बद्रीताथ से लौटते समय मध्वचार्य अपने अनुयायियों सहित 
हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र वाराणसी, हृषीकेश, आदि तीर्थी में गये। इन भिन्न 
भिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्वज्जनों से मिले, अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में 
प्राजित किया। उत्तर भारत की यात्रा' समाप्त कर गोवा पहुँचे । वहाँ 
भी अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक चमत्कारों से लोगों को चकित कर 
वशीभूत कर लिया। शायद इस अवसर पर वहाँ के गौडसारस्वत समुदाय 
ने माध्वमत स्वीकार कर लिया । इस प्रकार सर्वत्र अपनी विजय दुंदुभी 
बजाते हुए मध्माचायें वापस उड़पि आ पहुँचे तो लोगों ने उनका हार्दिक 
स्वागत किया । 


उनके तक से हार कर जिन पंडितों ने माध्व मत स्वीकार किया उनमें 
पंडित त्रिविक्रमाचायं जी का नाम चिरस्मरणीय है । त्रिविक्रमाचर्य के 
माध्वमतानुयायी बनने की घटना मंगलूर के दक्षिण में विद्यमान कुंबत्ठ 
राजा जयसिह के राज्य में घटी । उद्भुपि में मध्वाचार्य जी का पुस्तकालय 
अनेक अनमोल प्राचीन ग्रंथों से भरा था।। इनमें स्वयं आचार्य जी के 
लिखे अनेक ग्रंथ भी थे। कहा जाता है कि एक बार श्रृंगेरि कीं तरफ़ 
से कुछ पंडित मध्वाचारय से तके करने आये। उनको हरा न पाये तो 
रातों रात फ्लायन कर गये। पद्मतीर्थ नामक एक पंडित जो इनके 
नवीन मत से जलता था यह सोचकर कि इनके नवीन मत के आधारभूत 
ग्रंथों को ही न रहने दें तो फिर नवीन मत क्या रहेगा-न रहे बाँस 
ने बजे बाँसुरी-वह मध्वाचार्य के ग्रंथ भंडार को उड़ा कर भाग गया। 
आचाय॑ जी को जब इसका पता चला तो तुरंत उसका पीछा करते चले । 


246 दक्षिण के संत 


कुंबठ राजा जयसिह को यह खबर मिली। उसने पद्मतीर्थ का पता 
लगवाकर पुस्तकें हस्तगत कर लीं और मध्वाचायें को अपने प्रासाद में 
निमन्त्रित करके उन्हें वे पुस्तकें सोंपीं। मध्वाचाय वहाँ से मधूर विष्णु- 
मंगलम्‌ होते हुए कुडिल पहुंचे । वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में रह कर पंडितों 
को अपना सूत्र भाष्य समभाते रहे । त्रिविक्रमः पंडित जो कई दिलों से 
आचार्य जी से झूमने के लिये अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे उपास्थित' 
होकर उत से शास्त्रार्थ में भिड़ पडे। कहते हैं कि पद्दह दिन तक 
लगातार तीव्र वावाद चला। अंत में त्रिविक्रम पंडित ने हार मानकर 
द्वैत संप्रदाय को स्वीकार किया। यह सच्ची विद्गवत्ता का एक उज्ज्वल 
नमूना है। जब तक तक संगत रीति से त्रिविक्रमाचार्य के मत को नवीन 
मत ग्राह्म न हुआ तब तक उसका डटकर विरोध किया। जब मनने 
मात लिया तो सारे विरोध को भूल कर उसके अनुयायी बने । उनके प्रकाण्ड 
पांडित्य के प्रति आचार्य जी को भी बडा आदर था। अतएवं आचार्य जीने 
अपने सूत्र भाष्य की व्याख्या लिखने का भार सौंककर उन्हें गौरवान्तित 
किया । वस्तुतः यह एक गुरुतर भार था। क्योंकि आचार्य जीं के सूत्र 
भाष्य के संबन्ध में उचित ही कहा गया है कि “बाल संघमपि बोधयद्भरंं 
दुनिरूप वचन च पंडिते:(यह भाष्य बालकों के लिये भी सुलभ 
बोध्य साथ ही पंडितों के लिये भी दुर्वोध्य है )परन्तु त्रिविक्रम पंडित ने 
सहष॑ इस भार को वहन किया और शीक्ष “तत्त्व प्रदीपषिका' तामक 
प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत कर ढ्वत सम्प्रदाय का उज्ज्वल ज्योतिस्तंम बने, 
इन्हीं के पुत्र नारायण पंडित ने मध्वाचार्य जी की जीवनी को छेकर 
“मध्व विजय” तामक बड़ा अनमोल प्रबंध काव्य लिखा । 


मध्वाचार्य जी ने स्वयं परमत का खंडन और अपने द्वत सिद्धान्त 
का प्रतिपादद और निरूपण करने वाले सेंतीस ग्रंथ लिखे हैं। जैसे--- 
गीता भाष्य, गीता तात्पये, ब्रह्मसूत्र भाष्य, दशोपनिषदों की व्याख्या, 
अणुव्याख्यान, अनुभाष्य, न्याय विवरण, भागवत तात्पय, महाभारत तात्पर्य 
निर्णय, प्रमाण लक्षण, उपाधि खण्डन, मायावाद खंडत, प्रपंच्रमिथ्यात्वानुमान 


श्रीमन्‍्मध्वाचायें 247 


खंडन, तत्व विवेक, विष्णुतत्व निर्णय, ऋग्वेद व्याख्या, तंत्रसार, 
सदाचार स्मृति आदि। इन सब से प्रतिपादित द्वेत वेदान्त का सार 
यों है --- तत्त्व के दो भेद हैं --(१) स्वतंत्र तत्त्व (२) अस्वतंत्र तत्त्व । 
हरि (विष्णु ) ही एक मात्र स्वतंत्र तत्त्व है । 


अस्वतंत्र तत्त्व के दो भेद हैं --- भाव और अभाव ( प्रागभाव, 
प्रध्यंपाभाव, सदाभाव ) भाव के चेतन तथा अचेतन नामक दो भेद हैं, 
चेतन के भी दो भेद हैं -- दुःख स्पृष्ट चेतन और दुःखास्पृष्ट चेतन । 
केवल लक्ष्मी हीं दुःखास्पृष्ट चेतन है, इतर समस्त जीव दुःखस्पृष्ट 
चेतन हैं । 


जीवों के दो भेद हैं -- विमुक्‍्त और दुःख संस्थ,, दुःख संस्थ जीवों 
के दो वर्ग हैं --- मुक्तियोग्य जीव और मृक्त्ययोग्य जीव ॥। विमुक्त और 
मुक्ति योग्य जीव पंच विध हैं --- देवगण, ऋषिगण, पितर, पा अर्थात्‌ 
विशिष्ट गुण प्रभाव युकक्‍त्र भूप और नर, मुक्त्ययोग्य जीव वर्ग के 
अंतर्गत, दैत्य, पिशाच, राक्षस, और नराधम जाते हैं जिन में कुछ अक्षम्य 
पापाचरण के कारण अनंतकाल तक नरकवास करने वाले हैं तो कुछ 
वर्तमान में पापाचरण करते हुए भविष्य में नरक में पतित होने वाले हैं। 


अचेतनों के तीन भेद हैं --- नित्य, नित्यानित्य, और अनित्य, वेद, 
वर्ण, अव्याकृत आकाश ये तीन नित्य अचेतन हैं पुराण, काल, और प्रकृति 
नित्यानित्य अचेतन हैं, संसृष्ट और असंसुष्ट ये दो अनित्याचेतन हैं, 
समस्त ब्रह्मांड संसृष्ट है, चतुविशति तत्त्व (मह्त्तत््व, अहंकार, बुद्धि, 
मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेद्रिय, पंच तन्मात्र, (पंच महाभत) असंसुष्ट है । 


इस प्रकार इस समस्त अचित्य रचना रुपात्मक जगत के जन्म, 
स्थिति और लय के कर्ता परकब्रह्म विष्णु ही हैं, उसको केवल समस्त 
आन्मायों के द्वारा ही जाना जा सकता है। वह सकल दोष विवर्जित 
और सकल कल्याण गृण परिपूर्ण है। सृष्टि, स्थिति, संहार, नियमन, 
अज्ञात, बोधन, बंध, मोक्ष, सुख, दुःख, आवृत्ति, ज्योति ये सब विष्णु के 


248 दक्षिण के संत 


ही अधीन हैं । स्वस्वरूपावस्थान ही मोक्ष है जो भगवत्साधर्म्य रूपी 
है। यह मोक्ष विष्णु के प्रसाद के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। विष्णु 
अनन्य भक्त द्वारा ही प्रसन्न होता है। मोक्षावस्था में भी जीव विष्णु 
के किकर ही हैं । 


जसे अद्वेतत्तिद्धान्त का निरूपण अनुष्टुप की एक आधी पंकक्‍्त में 
करते हुए ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवों ब्रहव नापर” कहा गया है 
वेसे ही संपूर्ण मध्वसिद्धान्त को एक शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रस्तुत 
करते हुए व्यासराय स्वामी जी ने लिखा है -- 


श्रीमन्मध्वमते हरि: प्रतर: सत्यं जगत्तत्त्वतः 
भिन्ना: जीवगणा: हरेरनुचरा: नीचोच्च भाव॑ गता: । 
मुक्तिनजसुखा नुभूतिरमछा भवितिस्व तत्साधनम्‌ 
ह्क्षादि त्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायकवेद्यों हरिः । 


( श्रीमन्मध्वमत में हरि ही सर्वोत्तम तत्त्व है, जगत तत्त्वतः सत्य 
है, समस्त जीवगण हरि से भी भिन्न हैं, परस्पर एक दूसरे भी भिन्न 
हैं, उनमें नीचोच्च भाव है, सब के सब हरि के अनुचर हैं, नेज सुखानुभूति 
ही मुक्ति है, अमला भक्ति ही मुक्ति का साधन है, अक्षादि त्रितय प्रमाण 
हैं, हरि निखिलाम्नायों से वेद्य है ) इस प्रकार अपने हवत सिद्धान्त को 
मध्वाचार्य जी ने अकाट्य तक की आधारशिला पर सुव्यवस्थित वेदान्त 
दर्शन के रूप में सुप्रतिष्ठित किया । इस समय तक दक्षिण कन्नड तथा 
उसके आसपास के तथा बाहरी प्रान्तों के हज़ारों पंडित इस नवीन मत के 
अनुयायी बन गये थे। उडुपि को मध्वमतानुयायियों का केंद्र बनाने के 
लिये वहाँ श्रीकृष्ण मठ की स्थापना की । पर्याय क्रम से उसकी सुव्यवस्थित 
पूजा और उत्सव आदि को चलाते रहने के लिये तथा द्वेतवेदान्त का 
निरंतर प्रचार करने के लिये आठ मठों की स्थापना करके आठ ब्रह्मचारियों 
को सन्‍्यास दीक्षा देमर उन आठ मठों के अधिपति बनाया। स्वयं 
मध्वाचायं के छोटे भाई सनन्‍्यास लेना चाहते थे। पाजक क्षेत्र में ही 


श्रीमन्मध्वचारय 249 


कव्व तीर्थ के तट पर अद्वत्य वृक्ष के नीचे अपने भाई को सन्यास दीक्षा 
दी और उन्हें विष्ण तीर्थ नाम से अंकित किया। उनके साथ ही सात 

[[ 7 व्यक्तियों को भी सन्यास' दीक्षा दी। उनके नाम और मठ 
निनन्‍्म प्रकार हैं -- 


१. हृषीकेश तीर्थ-पलिमार मठ । 
२. नरसह तीथ्थे-अदेमार मठ । 
३. जनादंन तीथ-क्ृष्णापुर मठ । 
४. उपेद्र तीर्थ-पुत्तिगे मठ । 

५. वामन तीर्थ-काण्यूर मठ । 
६. विष्णु तीथें-सोदे मठ । 

७. राम ती्थे-शीरूरु मठ । 

८. अधोक्षजा तीर्थ-पेजावर मठ | 


रह 


बाहरी प्रान्तों के मध्वमतानुयायियों को सुव्यस्थित करने के लिये 
शोभन भट्ट नामक विद्वानने जो पद्मनाभ तीर्थ नाम से सन्यासी बने थे, 
मठ की स्थापना की जो बाद में उत्तरादि मठ, व्यासराय मठ, सुमतींद्र मठ, 
और मुलबागल मठ नाम से चार शाखाओं में प्रस्फूटित हुआ | इन सब 
की परंपरा आज तक चली आ रही है। इस भान्ति सारी व्यवस्था 
करके स्वयं उनका निरीक्षण करते, उन्हें मार्ग दर्शन कराते मध्वाचार्य जीने 
अनुभव किया कि जिस उद्देश्य के लिये उन्होंने जन्म लिया था वह पूर्ण हो 
गया। अब इस भौतिक संसार से अदृश्य हो जाना चाहिये । इस 
संकल्प के बाद कुछ मास तक वे कणप्वतीर्थ के तट पर रहे। वह 
पिंगल संवत्सर, माघ मास, शुक्ल पक्ष नवमी का दित था। वध्वाचार्ये 
जी उनच्नासी साल की अवस्था पार कर चुके थे। उस दिन नित्यानुष्ठान 
के उपरांत शिष्यों के विशाल समूह को अपनी प्रिय ऐतरेयोपनिषद पर 
तन्मय होकर प्रवचन कर रहे थे। अचानक उन प्र पुष्पों का एक 
आवरण सा गिर पडा। उसी में मध्वाचायं अपने जीवन और उसके 
समस्त कार्यों को श्रीकृष्ण के चरणों में अपफ्ति कर अंतर्धान हो गये ॥ 


250 दक्षिण के संत 


मध्वाचार्य जी के अनेक नाप हैं। जैप्ते--- आनन्द तीर्य, पूर्ण प्रज्ञ, 
अनुमान तीर्थ आदि । ये भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न कारणों से 
प्राप्त ताम हैं। पर मध्याचार्य नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पर यह 
अज्ञात है कि यह नाम कैसे पडा । संभव है मध्व शब्द का प्रत्यक्ष या 
परोक्ष संबन्ध उनके पिता के मध्यगेह से हो, अन्यत्र एक छेख में मध्व 
नाम की व्युत्पत्ति बनाने वाला निम्न इलोक देखने को मिला --- 


“मध्वित्यानद उद्िष्टः वेति तीर्थ मुदाहतम्‌ 
मध्व आनंद तीर्थस्यात्ततीया मारुती तनु:। 


मध्व मतानुयाथियों में यह विश्वास है कि वासुदेव ही जो त्रेतायुग में 
हनुमान के रूप में और द्वापर में भीमदेव के रूप में अवतृत हुए थे इस 
कलियुग में मध्वाचार्य के रूप में आविर्भत हुए हैं। वासुदेव के ये तीनों 
अवतार हरिसेवा के लिये अप्त हैं, मध्वाचार्य के जीवन का प्रतिप्ल, 
हयपित है, उनका हर वचन हरिस्तुति हैं, हर कारये हरिपूजा है। 


उन्होंने भक्ति सम्प्रदाय को ऊपर उठाया और आगे बढ़ाया । 
भक्तिभाव से पूर्ण. “द्वादश स्तोत्र” को राग, -ताल, लयबुद्ध पद्धति से 
गाकर उपासता में आत्म! को तन्‍्मय बताने वाली संकीतंत पद्धति को 
प्रचलित किया । कहते हैं कि उन्होंने तुछ भाषा में भक्ति परक कुछ पद 
भी लिखे थे। आगे के भक्त कवियों ने इस कीतेन परम्परा को अफ्नी 
अनगिनत रचताओं के द्वारा आगे बढ़ाकर कन्नड साहित्य को समृद्ध बताया 
है। कहते हैं कि बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने जो मध्व के देत सम्प्रदाय 
और भक्त भाव से प्रभावित हुये थे अपनी संकीतेन पद्धति इन्हीं से 
अपनायी थी । कर्नाठक में पहले से ही महा-भारत के प्रति विशेष लगन 
थी। मध्वाचाय जी ने महाभारत को वेदों के समानधर्मी पवित्र ग्रन्थ 
घोषित कर, उसके गूढार्थी का विवेचन कर उस लगन को आस्था का रूप 
दिया और उसे अत्युत्नत शिखर तक पहुँचाया। इसका प्रभाव कन्नड 
और तेलगू साहित्य पर जो पड़ा वह सर्व विदित है। रामानूज पंथी 
वैष्णवों में वाल्मो कि रामायण का जो महत्वहै वही महत्व मध्वमतानुयायियों 


श्रीमन्‍्मध्वाचायें 25[ 


में महाभारत तथा भागवत का है। वेद शास्त्रों की गहानता में 
जो नहीं पंठ सकते वे भी उनके समस्तसार को एक महाभारत में अनायास 
पा सकते हैं । 


जहाँ अन्य वेष्णव सम्प्रदायवालों में शिव के प्रति अनादर और उपेक्षा 
भाव है वहाँ मध्वाचार्य जी ने हरिपारम्य को मानते हुए भी हर के प्रति 
भी आदर भाव दिवाया है। वे स्वयं शिवमन्दिरों में जाते थे और पूजा 
करते थे। उनकी इस उदार नीति को उनके अनुयायी भी आज तक 
निभाते आ रहे हैं । 


मध्व ने जगतू को सत्य घोषित कर, मायावाद का खंडन कर लौकिक 
जीवन और सब व्यवहार के मूल्य को ऊपर उठाया है, जीवन के प्रति एक 
सुदृढ़ आस्था उत्पन्न की है। े 


संप्ार के अन्यान्य महापुरुषों की भान्ति मध्वाचार्य जी के जीवन' 
की भी अनेक अलौकिक घटनाओं के सम्बन्ध में वर्दंतियाँ प्रचलित हैं। इन 
पर कोई विश्वास करे या न करे यह अपनी अपनी श्रद्धा या अश्रद्धा का 
विषय है। परन्तु उतकी जोवनी से अलौकिक घटनाओं क्रो अलग करें तो 
भी दाशेनिक क्षेत्र में उनसे की गयी साधनाओं से और उनको मिली हुई 
पिद्धियों से भी वे एक युगप्रवर्तक महापुरुष प्रमाणित होते हैं--एक ऐसे 
महापुरुष जिमपने भारतीय चितनधारा को नयी मोड़ दे दी, दाशंनिक दृष्टि 
को नया आयाम दिया । 





लेखक : जनादेंन एल्लूरु, मद्रास 


